उपनिषद की कहानियाँ 


[ उपनिषदों की ग्यारह पुनीत कथाएँ ] 


पहला भाग 


रामप्रताप त्रिपाठी शास्री 


8: हैं 6 9 


न्‍्याईिल मा राह? लिंजरेंड 
(7.८० इक्ाजबाद ८+०-7 


तुतीयाबृत्ति : १६७४६ ईसवी 


मूल्य : ढाई रुपये मात्र 


मुदक : डिनदी साहित्य घंस; इलाहाबाद 


स्मृतिशेष स्वर्याया माता 'धुकृति! देवी के पूज्य चरण में, 
जिन पर कभी कुछ न चढ़ा सका 


“गशथिता बरह्मयकथा सनातनी?? 


साहित्य वाचस्पति डा० अमरनाथ का, पुर्वे उपकुलपति प्रयाग 
तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पू्वे सभापति 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अयाग 
के 


दो शब्द 


उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है। उनमें सुक्ष्म विषयों की 
जहाँ विवेचना की गईं है वही उदाहरण रूप में कुछ कथायें भी 
कही गईं हैं जिनसे शिक्षा हृदयज्भ्म हो | इन कथाओं की 
संख्या कम नहीं है। परन्तु इनका अ्रधिक प्रचार नहीं हुआ ! 
पुराणों से तो हम परिचित रहते हैं, रामायण और महाभारत 
भी हम पढ़ लेते हैं, परन्तु इस विचार से कि उपनिषद् में 
धम्म॑ और दर्शन के ही गूढ तत्व होंगे, इनको पढ़ने का साहस 
नहीं होता है और इनमें बच्चों और नवयुवकों के उपयुक्त 
कोई सामग्री होगी इसका कभी ध्यान ही नहीं रहता है । 
श्री रामप्रताप जी त्रिपाठी ने इस पुस्तक को लिखकर हिन्दी 
साहित्य का बड़ा उपकार किया है। इससे विद्यार्थी बहुत 
लाभ उठा सकते हैं और अपने चरित्र को, अपने जीवन के 
आदर्शों को, अपने विचारों को संस्कृत कर सकते हैं।लेखक 
की शैली सरल और आकर्षक है। 


5००४४ अमरनाथ का 


पआ्राकथन 


उपनिषदों का दूसरा नाम “रहस्य विद्या! बतलाया गया है, सच- 
मुच उपनिषदें वह रहस्य विद्या हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से मारतीय संस्कृति 
की सभी विचारधाराशों को जीवन-दान करती हैं। वह इतनी रहस्व- 
मयी हैं कि उनका स्ेस्व जानने का अधिकारी कोई एक व्यक्ति कभी 
नहीं रहा | यदि कोई एक ऐसा ब्यक्ति रहा भी हो तो उसका मत ही 
सर्वमान्य नहीं रहा | इस 'रहस्यविद्या? को जानने का अधिकार प्राप्त 
करने के लिए. 'नचिक्रेता! के समान सवस्व-त्याग करना पड़ेगा। 
उपनिषदों में उस काल की श्रध्यात्म एवं दशन संबंधी सामग्रियों के 
भव्य चित्र ही नहीं सजाये गये हैं, प्रत्युत .भारतीय जीवन-दर्शन के 
सभी पहलुओं का गंभीर विवेचन भी उनमें किया गया है। मानव- 
जीवन में ही नहीं इस निश्चिल विश्व में व्याप्त सत्य की जिज्ञासा एवं 
उसके अन्वेषणु के लिये उपयोगी साधना की ऐसी उत्कट उत्कण्ठा 
उसमें व्यक्त है, जो विंश्व के विस्तुत बाडमय में अन्यत्र दुलभ है। 
मानवीय प्रतिभा एवं पहुँच का इनसे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण 
इस रूप में ग्रभी तक नहीं बन सका है । सचमुच मानव की उत्कृष्ट 
कल्पना का ऐसा शाश्वत एवं कल्याणुक्रारी रूप विश्व साहित्य में 
अभी तक दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। यही कारण है कि आय धर्म 
न मानने वाले भी उन पर तन-मन से निदछावर हैं। सुप्रसिद्ध जमन 
दाशनिक शोपेनहार ने उपनिषदों के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त 
करते हुये एक अवसर पर कहा है ;-- 

“यह मुझे जीवन में शान्ति देती रही है, ओर मृत्यु के समय भी 
शान्ति देगी | सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है, जो उप- 
निषदों के समान उपयोगी ओर उन्नति की ओर ले जानेवाला हो । वे 


( ५६ ) 


उच्चतम बुद्धि की उपज हैं । आगे या पीछे एक दिन तो ऐसा होना 
ही है कि यही विश्व की जनता का धर्म होगा |” 
सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मैक्समूलर ने उपनिषदों के बारे में एक 
स्थान पर लिखा है :--'उपनिषदे वेदांत के आ्रदि-खोत हैं और ये ऐसे 
निबन्ध हैं, जिनमें मुझे मानवीय उच्चमावना उच्चतम शिखर पर पहुँची 
हुईं मालूम पड़ती है |? ये उद्धरण इसलिये नहीं दिये गये हैं कि इनके 
कारण उपनिषदों की महत्ता में कोई वृद्धि हो जायगी, प्रत्युत इससे यह. . 
दिखाया जा रहा है कि आये धर्म न मानने वाले विदेशियों की दृष्टि में 
उपनिषदों का क्‍या महत्व है| कहना तो यह चाहिये कि हम भारतीयों 
की संस्कृति और सभ्यता का परतन्त्रावस्था में भी जो सारे संसार में 
सम्मान था, उनका बहुत कुछ कारण ये हमारे ज्ञानमण्डार उपनिषणदे 
भी रही हैं। उपनिषदों की एक-एक वाणी में वह श्रमर तेज ओर वह 
शान्तिदायी आलोक है जिसे पहकर, गुनकर, ओर श्राचरण कर 
कितनों की श्राँखें खुल गई ,कितने सिद्ध बन गए, कितने योगी बन गये, 
कितने जीवन्मुक्त हो गए ओर कितने ब्रह्म में विलीन हो गए । सहसखों 
वर्षों से सरस्वती के ये आालोकमय प्रसाद अकिंचनत्ता में भी कुबेर की 
समृद्धि अथवा भौतिक श्रभावों में भी श्राध्यात्मिक शान्ति की निधि 
लुगते चले आ रहे हैं। इन्हें पाने वालों को फिर कुछ पाना नहीं 
रद गया । कल्लद्रुम के नीचे पहुँचकर कामनाश्रों का उदय हो ही कैसे 
सकता है! 
उपनिषदें शाश्वत ज्ञान की अज्ञय भण्डार हैं। सारे संसार में 
ऐसा कोई दर्शन नहीं है, ऐसा कोई विचार-घारा नहीं है, जो इनसे 
प्रभावित नहीं हुईं है। प्रमाणों द्वारा यह तो सिद्ध ही हो चुका है कि 
मुगल साम्राज्य काल में इनका प्रसार विदेशों में भी हुआ, किस्तु यह 
भी पता लगता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के इन झ्ानदीपों 
ने सृष्टि के ओर छोर तक में अविद्या के अन्धकार को दूर किया था। 
भारतीय विद्या तथा संस्कृति की तो ये मूल-लोत ही रही हैं | ऐसा कोई 


( ७ ) 


दर्शन, (चाहे वह आरस्तिक हो या नास्तिक) ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा 
कोई तक नहीं है, जो उपनिषदों की अमरवाणियों से निकले हुए न 
मालूम पड़ते हों | सारी युक्तियाँ, सारे तन्त्र, समूचे पुराण, सम्पूर 
पद्माथ, विज्ञान की विभिन्न धाराएँ, विद्या की समस्त श्रेणियाँ, अधिक 
क्या मानव जाति के सुख-शान्ति के सारे उपाय, इन्हीं कामघेनुश्नों की 
कृपा से प्राप्त होते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रपंचमय जगत्‌ में जो भी 
दुःख-दैन्य, दारिद्रथ, पाप-संताप हैं, उन सब्र को समाप्त करने के लिये 
उपनिषदें कल्पद्रुम के समान हैं। ऐसी कोई विद्या या ऐसी कोई कला 
नहीं है जो इनमें न हों। आचार-शाखत्र तथा उच्चकोटि की सभ्यवा से 
लेकर परम श्राध्यात्मिक शान्ति एवं पारलौकिक निःश्रेयस के लिए ये 
सदा खुली हुई हैं। इनमें वर्शित विद्याएँ कल्पना को ऊँची और मीठी 
उड़ान मात्र नहीं हैं, एक सभ्य एवं समुन्नत जाति की सहझों वर्षों 
की गहरी अनुभूतियों का उनमें रस घुला हुआ है और वे पारमार्थिक 
दृष्टि से क्रियात्मक हैं। उपनिषदों में दी गई शिक्षाओं को व्यावहारिक 
रूप में लाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज श्रवनति के गत में 
कभी नहीं गिर सकता, प्रत्युत दुःख-दैन्‍्य से छुटकारा पा सकता है। 
विद्वेप और घुणा की आ्राग से उसे कोई भय नहीं हो सकता और न 
भौतिक श्रभावों के कारण उसे दर-दर भठकना ही पड़ेगा। काम 
क्रोधादि विकारों को दूर करने की इनमें अ्मोघ शक्ति है,अआ्रात्म ज्योति 
को पहचानने के लिए इनसे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। इनमें 
बह दिव्य तेज है, जिससे कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी समाज 
सदा उद्भासित रह सकता है और गिरी अवस्था में भी पुनः उत्थान 
को प्राप्त कर सकता है । सामान्य पशु से मनुष्य बनाने की शक्ति का 
तो कुछ कहना ही नहीं है, इनमें मानव-पुत्र को अमृतपुत्र बनाने या 
अमरत्व प्राप्त करने के सारे रहस्य भरे पड़े हैं। इनमें बताए गए संयमों 
के द्वारा मानव बड़ी संरलता और सुगमता से अ्रमर बन सकता है। 
ऐह्िक्र सिद्धियों के द्वार तो इनमें खुले ही हैं, पारलोकिक समृद्धियों के 


( ८ ) 


लिए भी इनमें सभी साधन विद्यमान हैं। गीता का निष्काम कर्मयोग, 
महाभारत और रामायण की लोक संग्रह-भावना उपनिषदों में वर्णित 
तथ्यों पर आधारित हैं। यह न समझना चाहिए कि वे पारलौकिक 
सिद्धियों की देनेवाली हैं, प्रत्युत उनमें ऐहिक जीवन की विविध सम- 
स्थाओ्ों को इल करने की प्रेरणा है । किन्तु 'भीठा-मीठा? चिल्लाने से 
जिस प्रकार मेँह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार केवल उपनिषदों के 
वाक्‍्यों के बार-बार उच्चारण से भी वास्तविक सुख-शान्ति की प्राप्ति 
नहीं दो सकती | केवल पुस्तकों के रट लेने से या किसी का उपदेश 
सुनने मात्र से अत्मशान नहीं प्राप्त होत] | इसी सम्बन्ध में मुणढकोप- 
निषद्‌ में कह्टा गया है :-- क्‍ 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न. मेधया न बहुना श्रतेन। 
यमेव्रैष बृणुते तेन लम्यः तस्येष आत्मा विवृर॒ते तनूँ स्वाम्‌ ॥ 
नायमाध्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्‌ तपसो वाष्यलिंगात्‌ । 
एतैरुपाये यंतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते बह्य धाम ॥ 


ग्र्थात्‌ यह आत्मा वेदादि के अध्ययन से नहीं मिलता, न बुद्धि की 
सूक्ष्मता से या बहुत से शास्त्रों से सुनने या अनेक विषयों की जानकारी 
से ही वह मिलता है। जो पुरुष इस संसार में केवल इसी आत्मा का 
वरण करता है, उसी को इसको प्राप्ति होती है | आत्मा उसी भाग्यशाली 
को अपना स्वरूप दिखाता है। बलहीन भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्य विहीन, प्रमादी, 
और अशाख्नीय तप में निरत को भी यह आत्मा नहीं मिलता | किन्तु 
जब शानी पुरुष इन उपायों से अर्थात्‌ ब्रह्मचय पूर्वक सावधान मन एवं 
शास्त्रीय विधि-विधानों के साथ उसे पाने का यत्न करता है तब उसका 
आत्मा बह्मपद की प्राप्ति कर लेता है। इसको पाने के लिए मनुष्य को 
“आ्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्याखितब्य;? अर्थात्‌ पहले इनके बचनों को 
सुनो, उसके बाद उन पर पूरा मनन करो फिर एकान्त में शान्त मन से 
उन पर विचार करो इसके अनत्तर चित्त वृत्तियों को समेट कर--अ्रेतमंखी 


( ६ ) 


बन कर, मन में एकाग्रचित्त हो ध्यान धरो, तभी तुम्हें वह मद्दाज्योति, 
ग्रखण्ड आनन्द ओर शाश्वत शान्ति का सरोवर नद्दाने को मिलेगा । 
उसे प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे हृदय की सब्र गाँठे अपने आप खुल 
जायँगी, सारे संशय दूर हो जायँगे, सभी शुभाशुभ कर्मो का बन्धन 
नष्ट हो जायगा और तुम जीवन्पुक्त बन जाओगे । 

इस प्रकार यदि देखा जाय तो उपनिषदों का एक-एक अद्वर एक- 
एक बहुमूल्य रत्न है | ये हिन्दू जाति के लिए ही गव की वस्तु नहीं हैं, 
प्रच्युत मानव जाति मात्र के लिए गोरव की वस्तु हैं| मानवता की 
सीमा लाँघकर ऊपर उठने की इनमें ऐसी-ऐसी युक्तियाँ दी गई हैं, जो 
कभी व्यर्थ होनेवाली नहीं हैं | इस परमाणु? एवं “उद्रजन? युग में 
भी इनकी ज्योति मलिन नहीं हुईं है। समत्त मानवता को उबारने की 
इनमें अद्भुत एवं प्रचए्ड शक्ति है | विशान ने अपने चरम बरिकास 
में भी समूची प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में अभी अपनी हार ही 
स्वीकार की है, किन्तु उपनिषदों के वर्णित तत्त्वों में समूची प्रकृति मुद्ठी 
में हस्तगत होती दिखाई गई है। यह कोरी भावुकता नहीं है, इसमें 
वस्तुस्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने संकुचित बृत्त से ऊपर उठ- 
कर सोचना पड़ेगा | आज तक मृत्यु से पराजित विज्ञान को दर-दर 
ठोकर खाने के बाद यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि इसे वश्य 
करने की कोई भी शक्ति उसके पास नहीं है, किन्तु उपनिषदों ने अमर- 
त्व-प्राप्ति की युक्तियाँ स्थल-स्थल पर बताई गई हैं | ये उक्तियाँ कल्पना- 
प्रसूतत नहीं हैं, सहसों वर्षों की गहरी अनुभूतियों तथा क्रियाश्रों का इनमें 
पुथ है | आज के युग में भी उपनिषदों के प्रभाव से स्वामी विवेका- 
नन्‍्द,स्वामी रामतीथ,रामकृष्ण परमहंस आदि ने अपने जीवन में अ्रम- 
रत्व के ज्णों का जो अतुमव किया है,उसका पता सारे संसार को है | 

उपनिषदों के रहस्यात्मक विचारों की परम्परा से न केवल हिन्दू 
जति के जीवन-दशन ही प्रभावित हें, प्रत्युत बौद्ध तथा जैन दशनों पर 
भी उनकी अमिट छाप है | सूफियों की रहस्य भावना, मुसलमानों का 


है. 8) 


एकेश्वरवाद, क्रिश्वियनों की रहस्थवादिता, शोपेनह्र के दाशंनिक 
विचार, राजा राममोहन राय के ब्राह्म समाज की मूल भावना, स्वामी 
दयानन्द, कवीन्द्र रबीन्द्र श्रोर योगीन्द्र अरविन्द को विचारधाराएँ 
उपनिषदों से अत्यधिक प्रभावित हैं। शंकराचाय, रामातुज, बल्नभ, 
माध्य आदि आवार्यों ने तो इन्हीं की प्रृष्ठभूमि पर अपने सिद्धान्तों 
की अवतारण की है | यह सही है कि उपनिषदों की विचारधारा में 
जीवन के संध्या काल--संन्‍्यास आश्रम--के अनुभवों के अभूल्य 
पवित्र विचार संगरहीव हुए हैं अर ये आ्राय जीवन के संन्यात आश्रम 
की स्थिति के प्रतीक हैं, किन्तु इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि 
इनमें लोकजीवन या लोकसंग्रह की भावनाश्रों का जान बूककर 
निरादर क्रिया गया है। कहना तो यह चाहिए कि प्रथम के तीनों 
श्ाश्रमों का सारतत्व भी इनमें आरा गया है । इनके विचार इतने गूढु, 
उदात्त और व्यापक हैं कि इनसे सब स्थिति के लोग, समान लाभ 
उठा सतते हैं | यही कारण है कि क्या स्वधर्भी क्या विधर्मी, क्या 
पीर्बात्य और क्या पाश्चात्य-सभी विचारों के लिए ये प्रेरणा ओर 
स्मृति के खोत हैं | व्यापक मानव घर्म और उनके जीवन-दशन के 
क्षेत्र में थे किसी भोगोलिक रेखा से आबद्ध नहीं हैं ओर न काल की 
सीमा रेखा ही इनकी प्रसिद्धि और सनातनता में कोई बद्ढधा लगा सक्री 
है | शञान ओर अनुभूतियों का, मस्तिष्क और हृदय का इनमें ऐसा 
मधुर समन्वय है कि कहीं विषभता का कोई पता भी नहीं चलता | 
यद्यपि विषय को व्यापकता के कारण सभी दर्शन एवं सम्प्रदाय 
अपने मतों की पुष्टि के लिए उपनिषदों का श्राश्रय लेते हैं, किन्तु 
उत्तर मीमांसा वेदान्त दशन--क्री ही विशेष विवेचना इनमें की गई 
है। यही कारण है कि आचाय शह्कर ने अपने मत के प्रतिपादन में 
स्प्त्न स्थल पर इनका उपयोग किया है | ब्रह्म की व्यापकता, श्रात्मा 
की नित्यता, लोकिक सुख की ज्षुणभंगुरता, मुक्ति की उपलब्धि आदि 
विषयों का इनमें प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि ये 


३ शक 


वास्तव में ज्ञान काण्ड के समथक हैं, किन्तु उपासना और कमकाएड 
का भी इनमें बहिष्कार या निरादर नहीं किया गया है। आज के 
विज्ञन युग ने उपासना ओर करम्ंकाणड को मानव-स्वभाव से कुछ 
दूर कर दिया है किन्तु ज्ञान का ज्षेत्र आज भी पूववत्‌ अबाधित है, 
इसमें काल क्रम से परिवर्तन की कोई गुल्लाइश' नहीं है। फलस्वरूप 
उपनिषदों में परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, स्वर्ग, धर्म, अचार 
आदद का जो विवरण अथवा परिचय दिया गया है वह आ्राज भी ज्यों 
का तयों है। बड़े-बड़े वेशानिक विद्वानों के तकोँ और नास्तिकों की 
शह्ञाश्रों को वहाँ फटकने की भी स्थिति नहों मिलती, यही कारण है 
कि सनातन हिन्दू-जाति की रीढ़ विधमियों के घोर श्रनाचारों में भी 
नहीं टूटी, पराये शासन की क्रूर श्रृद्धल्ञागं में शवाब्दियों तक्क जकड़े 
रहने पर भी उसमें जड़ता नहीं आयी, लाखों आँधी तूफानों एवं बरय॑ 
डरों के बीच में पड़ने पर भी उसका तेज ओर पराक्रम मन्द नहीं हुआ।। 
व्यापक लोकप्रियता के कारण उपनिषदों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 
दो सो से भी अधिक बन गई है किन्तु उनमें मुख्य १८ ही हैं जिनकी 
गणना स्वामी शंकराचाय ने अपने भाषा में की है। ऐसा मालूम 
पड़ता है कि ये शेष सारी उपनिषदे शड्भूराचाय के बाद बनी होंगी | 
जहाँ तक गम्मोरता और विचारों की उच्चता एवं उदाचता का प्रश्न 
है, इन परवर्ती उपनिषदों से उपयंक्त श्८ उपनिषदों की तुलना नहीं 
की जा सकती, पर इनमें भी ऐदहिक और परलौकिक सिद्धियों की 
विवेचना एवं गवेषणा की गई हे | अ्रठारहों उपनिषदों में ईश, केन, 
कृठ, मुण्डक, प्रश्न, माण्डूक्य तैत्तिरीय, छानन्‍्दोग्य, श्वेताश्वतर, ऐत- 
रेय आदि के नाम प्रमुख हैं | इनमें से बारह उपनिषदों पर भगवान 
शद्भूराचाय ने अपना सुविस्तृत भाष्य लिखा है | 
महर्षि पतञ्जलि ने श्रपने महामाष्य में चारों वेदों की शाखाश्रों की 
संख्या कुल मिलाकर ११३० बतलाई है । प्राचीन साहित्यकारों का 
आग्रह है कि वेदों की जितनी शाखाएँ थीं, उतनी ही संदहिताएं, 


( १२ ) 


उतने ही ब्राह्मण श्रोर आरण्यक थे और उतने ही कल्पसूत्र और उपनिषदें 
थीं, किन्तु आज इन सब का कोई भी पता ठिकाना नहीं है। अडया 
(मद्रास) की थियासो फिकल सोसाइटी ने,जों लगभग २०० उपनिष्दे 
प्रकाशित की हैं, उनमें बहुतेरी परवर्तो काल की रचनाएँ हैं | उपयक्त 
उपनिषदों जैसी गम्भीरता, व्यापकता तथा उदात्तता उनमें नहीं है | 
उनमें से अधिकांश शैव, शाक्त एवं वैष्णव सम्प्रदायों की पृष्ठभूमि मात्र 
बन गई हैं। उपनिषदों का यह क्रमिक विकास स्पष्ट संकेत करता है कि 
किस प्रकारआरम्म में हमारे धर्म ओर विचार धारा में संकुचित भावना 
अथवा साम्प्रदायिकता को कोई स्थान नहीं था | निखिल विश्व और 
ब्रह्म जैसे व्यापक प्रश्नों पर ही विचार किया जाता था, परन्तु बाद 
में बढ़ते-बढ़ते यह धारा शैव, वैष्णव ओर शाक्त समुदायों की परिधि 
में आकर फँस गयी | शोर जिसके परिणाम स्वरूप हम विश्वृंखल बन 
गए, हमारी ज्ञान गरिमा घट गयी, इम ऊपर से नीचे उत्तरने लगे 
श्रोर आज पहुँचते-पहुँचते ऐसी जगह आकर रुक गए, हैं कि हमें यह 
सहसा विश्वास ही नहीं होता कि ज्ञान की ये उज्ज्वल मणियाँ हमारे 
ही पूवजों के मस्तिष्क से आविभूर्त हुईं हैं ! शान्ति की यह मन्दाकिनी 
हमारे ही पूवजों के विशाल द्वृदय से प्रवाहित हुई है। 

प्रगतिवादी अथवा विकासवादी चिल्लाते हैं कि जो कुछ पुराना हो 
गया है, वह सड़ गया है, उन्हें छोड़कर आगे चलो | पीछे की ओर 
मुखकर हम उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकेंगे आदि आदि | किन्तु 
उन्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि क्या करोड़ों वर्ष का 
यह, सौर मण्डल,यह धरातल, यह हिमबान्‌ और यह गंगा यमुना की 
निर्मल धारा पुरानी हो गई है, इन्हें छोड़ देना ह्वी ठीक है, इनसे 
पूथंबत्‌ लाम होने की संभावना अब नहीं रह गई है, वे सब के सब नष्ट 
कर देने ही लायक हैं। ठीक | यदि कोई प्रगतिवादी यह कहने की हिम्मत 
कर सकता है कि--हाँ ये सब उपेक्षणीय हो गए. हैं तो फिर उसके लिए. 
मानव-संस्कृति की ये मूल-लोत उपनिषदे भी कूड़ा-करकट-सी हो सकती 


( १३ ) 


हैं। परन्तु अभी शान-उन्माद का ऐसा कठोर युग नहीं शुरू हुआ है, 
विज्ञान उद्रजन बम तक पहुँचकर भी बहुत नीचे हैं, उपनिषदें अभी 
बहुत ऊँची हैं, उनमें व्शित जीवन के तत्त्वों की प्राप्ति भ्रमी विशञान 
से संभव नहीं है | व्यूब वेल लगा कर हम दस बीस-बीघा खेती की 
सींचाई भले ही कर लें, पर हरद्वार का कुम्म अथवा तीर्थराज प्रयाग 
का संगम उस कूप के तट पर नहीं लगेगा | भीतर घुसकर देखिए 
इनके रत्नों की कुछ श्रमल श्रमन्द छुवि जो तन मन के सन्तापों को 
दूर भगाने में आ्राज भी यथापूव है। केवल हमारी आँखें बदल गई 
हैं, इन पर अजशान, प्रमाद और अभिमान का चश्मा चढ़ा हुआ 
है, उसे उतारकर हम तनिक निद्दारं ती सही $-- 

अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीरा; परिडतम्मन्यमाना: । 

दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मूढ़ा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 

अज्ञान श्रोर श्रविद्या में अ्रमते हुए भी अपने को धीर ओर 
परिडत मानने वाले मूर्ख लोग नाना कष्टों एवं योनियों में उसी 
प्रकार भठकते और ठोकर खाते ऐिरते हैं जैसे एक अन्धे के पीछे 
चलने वाले दूसरे श्रन्वे । 

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्‍था विततो देवयानः | 

येनाकमन्त्युषयो झ्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्थ परम निधानस्‌ ॥ 

सत्य की ही इस संसार में विजय होती है, असत्य की विजय 
कदापि नहीं होती । सत्य घम से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वह विस्तुत 
मार्ग--देवयान' प्राप्त होता है, जिसके द्वारा श्रपनी कामनाश्रों को 
प्राप्त करने वाले महर्षिंगण उस परम धाम में गमन करते हूँ, जहाँ वह 
सत्य का परम आश्रय परमात्मा निवास करता है। 

सत्येन लम्यस्तपसा हांष आत्मा सम्यगूशानेन बह्चर्येण नित्यम । 
अन्त: शरीरे ज्योतिमयों हि शुओ्रो य॑ पश्यन्ति यतयः 'ज्षीणदोषा; ॥ 

यह आत्मा सबंदा सत्य से, तपस्या से, यथार्थ ज्ञान से और 

ब्रक्नचर्य से पाया जाता है। निष्पाप और यत्न में निरत रहने वाले 


( १४ ) 


लोग इस निष्कलंक और प्रकाश स्वरूप आत्मा को अपने अ्रन्त;करण 
म॑ ही देखते हैं । 

सत्यं वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । सत्याज् 
प्रमद्तिव्यम । धर्मानन प्रमदितब्यम्‌ । कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न 
प्रमदितिब्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचताभ्याँ न प्रमद्तिज्यम्‌ । देवपितू कायभंयां 
न प्रमदितिग्यनू । मातृ देवों सो । पितू देवों भव । आचाय॑ 
देवी भव । यान्यनवद्यानि कर्माशि । तानि सेवितय्यानिं। नो 
इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तामि व्वग्रोपास्यथानि । नो 
इतराणि । 

हमारे पूर्व श्राचार्यों की यह शिक्षा अ्रकेले द्वी भारतीय संस्कृति के 
सभी अंगों पर प्रकाश डालने में पर्याप्त है। भारत के पास कुछ रहे 
या न रहे यदि उसके निवासी अपने पूवजों की इस अमरवाणी 
का ही केवल अनुसरण करते रहेंगे तो उन्हें कल्पान्त तक अ्रकिंचन, 
दुःख और अशान्त होने का कोई कारण नहीं होगा । 

इस प्रकार विश्व के विस्तृत वाइम्मय में उपनिषदों की महता बे- 
जोड़ है| वे केवल अ्रपनी परम प्राचीनता के कारण ही श्रादरणीय हैं 
प्रत्युत उनकी सहज सुख-शान्तिदायिनी यूक्तियाँ अ्मरत्व का सन्देश 
देनेवाली हैं । भारतीय आय-संस्कृति का समुन्नत एवं सुखद रूप तो 
सदा से इन्हीं अमृत-बापिकाश्रों में निमज्जित होकर निखरा है। ये 
किसी सम्प्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है, इनकी सामान्य दृष्टि 'वसुबैव 
कुडम्बकम? के महान्‌ एवं पुनीत लक्ष्य पर स्थिर है| यही कारण है 
कि देश-विदेश सबंत्र इनका समान आदर है। पर यह सब होते हुए 
भी उपनिषद्‌ सव साधारण के लाभ में नहीं आती | इनकी गहन* 
गम्भोरता की दुद्दई देकर जब्र हमारे कितने संस्कृतज्ञ पश्डित जम 
भी इनके श्रमर सन्देश से आजीवन वशद्नित रह जाते हैं, तब 
कंबल हिन्दी जानने वालों का क्या दोष | अ्रज तक अनेक उपनिषदों 
के हिन्दी श्रनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं; पर विषयों की दुरूहता 


( ९१५ ) 


अथवा अध्यात्म विषय की प्रधानता के इन कारण अनुवादों में भी 
हिन्दी जानने वालों की प्रवृत्ति कम हुईं है| हमारा यह प्रयास दिशा 
इसी की ओर है । 

यह कद्दानियों का युग है | भूतों-प्रेतों भर कुत्तों-सियारों की 
कहानियों से लेकर झआधिक एवं वैज्ञानिक कहानियों तक का प्रकाशन 
धड़हले से हो रहा है | कितनी श्लील, भ्रष्ट श्रोर कुरचि उत्पन्न करने 
वाली समाज-विघातक कहानियों की पत्रिकाएँ भी प्रतिमास हजारों की 
संख्या में प्रकाशित होकर आय स्म्यता का गला घोंटने के लिए चारों 
ओर फैली हुई हैं। निश्चय द्वी उन विषैल्ी कह्दानियों से हमारी 
सांस्कृतिक चेतना का दम घुट रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में इन 
उपनिषदों को पुनीत कहानियों का ग्रन्थत्त केवल्ल इसी विचार से किया 
गया है कि कहानियों की प्रेमी हिन्दी-जनता में उपनिषदों के श्रमर 
पात्रों के साथ-साथ उनके परम शान्तिदायक अ्रमर सन्देशों की गूंज 
भी थोड़ी बहुत पहुँच सके ओर इसी बहाने से उपनिषदों में क्या गृह 
तत्व भरा हुआ है इसे वे भी जान सके | बस, इससे अधिक इनकी 
उपयोगिता के बारे में मुझे कुछ कददना नहीं है | 

इन कहानियों के पात्र प्रायः सभी उपनिषदों के हैं। घटनाएँ 
शोर संवाद भी प्राय; श्रधिक उन्हीं के हैं । केवल रोचकता ओर प्रवाह 
लाने के लिए सब में कुछ न कुछ कल्पना का आश्रय लिया गया है। 
समय की गति पहचान कर ही मैंने यह धुष्ठता की है। आशा है, 
हमारे गुरुजन इसे क्षमा करेंगे ओर हमारे केवल कहानी प्रेमी पाठक 
भी इसे पसन्द करेंगे | क्योंकि ये कहानियाँ अनुवाद नहीं है, इनमें 
उपनिषदों के पात्रों, घटनाओं ओर संबादों के उपयोगी श्रेशों को नवीन 
कहानी शैली के ढाँचे में ढाला गया है । में मानता हूँ कि नितान्त 
मनोवैज्ञानिक एवं विशुद्ध प्रगतिशील कहानियों के इस युग में इन 
कहानियों के पाठक कम निकलेंगे पर श्रमी हमारी संस्कृति एवं सभ्यता 
पर स्नेह श्रोर आदर रखने वालों की इतनी कमी नहीं हुईं है । और 


( १६ ) 


उन्हीं के योग्य हाथों में सोंपने के लिए ही मेरी यह तुच्छु मँँट है । 
पश्चिम की होड़ में पूर्व का सब कुछ हेय नहीं है। उपनिषदे हमारी 
गौरवशालिनी संस्कृति एवं अतीत सम्यता की उज्बल प्रतोक हैं। 
उनमें हमारे जीवन का ऐसा सर्वोत्तम पहलू छिपा हुश्रा है, जिसकी 
खोज में सारा संसार श्रब भी दौड़ रहा है | 

इस पहले भाग में कुल ग्यारह कहानियाँ संग्रहीत हैं। इनकी 
भाषा में कुछ मित्रों के आग्रह से सरलता लाने की मैंने “चेष्टा? की है, 
पर में स्वयं नहीं जानता कि मुके इस “चेष्टा? में कितनी सफलता 
मिली है । पर ज्यों-ज्यों कहानियाँ श्रागे बढ़ती हैं, विषय के साथ-साथ 
उनकी माषा भी कुछ पुष्ट होती जाती है। दूसरे भाग की कहानियों 
में भाषा का स्वरूप कुछ ओर निखरा हुआ है, क्‍योंकि वे कहानियाँ 
केवल कहानियाँ ही नहीं हैं वरन्‌ उन उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्वों 
की वाहिका भी हैं | पर इन ग्यारह कहानियों में उनकी अ्रपेज्षा कह- 
नापे का ध्यान अ्रधिक रखा गया है । 


६-- १०-- ५० रामग्रताप त्रिपाठी 


प्त्र| 
थि ही &छ आओ # «छू ल्‍तए ७ “७० ##+ 


नि. 5 
+च्छ हा 


कहानियों का क्रम 


कहानी उपनिषद्‌ एृष्ठ संख्या 
देवताओं की शक्ति-परीक्षा.. केन १६-- रद 
नचिकेता का साइस कट २६-- ४३ 
सत्यकाम की गो-सेवा छानन्‍्दोग्य. ४४-- ५६ 
उषस्ति की कठिनाई गन ४७-- ७१ 
महात्मा रैक्‍्च और राजा जानश्रुति ,, ७२-- ८५ 
उपकोसल की सफलता 4; प६-- दि८ 
गार्गी ओर याशवल्क्य बृहदारण्यडक ६६०-११५ 
याश्वलल्‍्क्य और मैत्रेयी की ११६--१२७ 
वेश्वानर की खोज में छानन्‍दोग्य ११८--१४३ 
श्वेतकेतु और उद्दालक 9»... १४४--१६० 


अश्विनीकुमार और उनके गुरु दश्यडः ,, 
तैत्तिरिय एवं वृहदारणए्यक १६१--१७८ 


देवताओ' की शक्ति-परीक्षा 
[ १ | 


देवताओं ओर असुरों में बहुधा पटती नहीं थी। आये दिन 
थोड़ी-थोड़ी बातों में उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। 
एक बार यह अनबन बहुत बढ़ गई और दोनों ओर से जमकर लड़ाई 
की तैयारी हुईं | देवताओं के राजा इन्द्र ने अग्नि, वायु अादि बल- 
वान देवताशों की सहायता से हटकर शअसुरों का सामना किया | 
संयोग की बात। असुर सब के सब मारे गये । जो थोड़े-बहुत बचे भी 
वह देश छोड़कर भाग गये | इस लड़ाई से देवताओं की धाक जम 
गयी, चारों ओर उनकी वीरता की प्रशंसा होने लगी | यो तो सभी 
देवताओं ने प्राण होम कर इस लड़ाई में वीरता दिखाई थी परन्तु 
श्रम्म और वायु का तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जो काम करता 
है वह नाम भी चाहता है। नाम का ही ऐसा ज्लोभ होता है कि 
लोग प्राणों की कोई चिन्ता न करके बड़े से बड़ा काम कर डालते 
हैं। देवाश्ों को भी यश॒ खूब मिला | सारे जगत्‌ में उनकी बड़ी 
प्रशंसा होने लगी और ईश्वर को छोड़कर सब्र लोग देवताओं की ही 
पूजा करने लगे | इस मान-प्रतिष्ठा को पाकर देवताओं को बड़ा 
धमरंड' हो श्राया । वह सोचने लगे कि श्रब संसार में हम लोगों से 
बढ़कर दूसरा कोई नहों है | ईश्वर की पूजा में पहले बह बहुत मन 
लगाते थे पर जब यह देखा कि सारी दुनिया हमारी पूजा करती 
है तो हमें किसी की पूजा करने से क्या लाभ है ! इस विजय-गर्व में 
उन्मत्त होकर वह इतने पथ भ्रष्ट हो गये कि स्वयं अपने हो मेह से 
अपनी-अपनी प्रशंसा करने लगे | पहले जहाँ वह सृष्टि के कश-कण 
में परमात्मा का दशन पाते थे वहाँ श्रमिमान के कारण दिखाऊ पूजा- 


२० उपनिषदों की कद्दानियाँ 


पाठ करने पर भी उन्हें हृदय में परम ज्योति का दशन दुलंभ बन 
गया | ईश्वर की सर्वशक्तिमान सता का विश्वास उनके हृदय से 
एकदम हट गया | वह स्वर्य एकदम से असुर बन बैठे | 
है हर है 

भगवान को श्रपने भक्तों की सदा सुध बनी रही रहती है। जैसे 
पिता अपने प्यारे पुत्र का अकल्याण कभी नहीं देख सकता उसी 
तरह भगवान के मन में भी देवताओं की इस गवे-भावना से बढ़ी 
चिन्ता हुई | उन्होंने सोचा कि ये सचमुच बेहोश हो गये हैं। अभिमान 
के नशे में ये कुछ भी नहीं बुक रहे हैं कि वास्तव में हमारा कया हो 
रहा है ! अगर इन्हें समय रहते ही सचेत नहीं किया जाता तो इतने 
दिनों तक हमारी सेवा करने का इन्हें क्या फल मिल्लेगा ! यदि में इस 
समय इनकी इस करतूत को सह लेता हूँ तो इसका फल यही होगा 
कि यह सब भी असुरों की तरह नष्ट हो जायँगे। ओर फिर सारी 
दुनिया नरक बन जायगी । बिजय प्राप्त करके इतना घमणड' इनमें 
जो थ्रा गया है सो निश्चय ही सबका विनाश करके छोड़ेगा | जो 
बड़े होते हैं वे इस तरह विजय पाकर पागल नहीं बन जाते बल्कि 
उनमें और भी नम्नता आरा जाती है| फल लगने पर पेड़ की डालें 
और भी नीचे की ओर क्कुक जाती हैं | इस तरह का विचार करके 
भगवान ने देवताश्रों का धमण्ड दूर करने का एक अच्छा उपाय 
निकाला । 

सवेरे का सुहावना समय था। अमरावती पुरी के ननन्‍्दनवन में 
इन्द्र का दस्बार लगा था। सब देवता मारे घमण्ड' के अपनी-अपनी 
डींगे हाँकते हुए एक दूसरे से रगड़ रहे थे कि बीच आसमान 
से एक परम तेजस्वी यज्ञ पुरुष नीचे धरती की श्ओर उतरता हुआ 
दिखाई पड़ा | उस समय दसों दिशाश्रों में चकाचोंथ मच गयी | 
देवताओं की चमकदार श्राँखें मँदने-सी लगीं। यहाँ तक कि अ्रप्मि 
भी, जो अपने तेज को बहुत सजा-बजा कर बैठे हुए थे, उस परम 


देवताश्रों की शक्ति-परीक्षा २१ 


तेज-से मलिन बन गये | देवताओं की हँसी एकाएक बन्द हो गयी। 
सत्रकी अ्रधखुली श्राँखें सामने दिखाई पड़ने वाले उस परम तेजस्वी यक्ष 
पुरुष की ओर लग गयी | उसके परम तेज से सबका चेहरा फीका पड़ने 
लगा | थोड़ी देर तक सभी चुप बने रहे और इस तरह देखते ही देखते 
देवराज इन्द्र की सारी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया | 

आखिरकार सब देवताओं ने उस परम तेजस्वी यज्ञ पुरुष के भेद 
को जानने के ज्िए अ्ग्मि से बड़ी विनती की, क्‍योंकि वही सबसे 
अधिक तेजस्वी थे भी | पिछले महायुद्ध में उनकी बीरता की धाक 
सब देवताओं पर जम चुकी थी। थोड़ी देर तक अ्रम्ति इधर-उधर की 
टाल-मटूल करते रहे, लेकिन जब देवराज इन्द्र ने उन्हें बड़ी खरी 
बातें सुनाई तो मजबूर होकर उन्हें वहाँ से पता लगाने के लिए 
उठना ही पड़ा | निरुपाय श्रप्मि मारे शर्म के उस तेजस्वी यक्ष पुरुष 
की ओर धीरे-बीरे कदम बढ़ाने लगे किन्तु थोड़ी दूर तक भी नहीं 
पहुँच सके थे कि उनका बुरा हाल होने थंगा। अ्ँखें एकदम बनद- 
सी हो गयी । सिवा प्रकाश की जुन्हाइथों के उनकी आँखों से वह यज्त 
पुरुष की आ्रक्षति भी धीरे-धीरे गुम होने लगी | तेज की भयनाक 
गरमी से उनका शरीर जलने ह्गा। पर क्‍या करते, बाध्य होकर 
समीप तक तो जाना ही था| किसी तरह अमि उस यज्ञ पुरुष से 
थोड़ी दूर पर पहुँच तो गए, परन्तु वहाँ जाकर भी उनकी बोलने की 
हिम्मत नहीं हुईं | थोड़ी देर तक आँखे बन्द कर वह अ्रसद्य ताप 
सहन करते हुए किसी तरह केवल खड़े रहे | 

भगवान्‌ को दया आयी । अपनी मन्द मुसकराइट से आकाश और 
दिशाओं को उद्भासित करते हुए वह बोले--भाई ! ठुम कौन हो ! 
इस तरह यहाँ खड़ा होने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है !? अ्म्रि का तेज 
अभी इतना गला तो था नहीं। स्वर को बनावटोी ढंग से गम्भीर 
बनाते हुए उन्होंने कक्ा--मिरा नाम अश्नि है। कोई-कोई मुझे जात- 
वेदा भी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं !? भगवान्‌ 


२२ उपनिषदों की कहानियाँ 


ने देखा कि अ्रभ्ति का स्वर कितना बनावटी है ओर इसमें घमणड को 
बू तनिक भी कम नहीं हुई है | भीतर की बातें बाहर लाने के लिए 
उन्होंने पूछा--भाई अ्रप्नि ! क्‍या मुझे यह बतला सकते हो कि तुम्हारा 
काम क्या है ? अभि को उस तेजस्वी पुरुष की इन विनयपूर्ण बातों 
से श्रोर भी बढ़ावा मिला। आँखों को खोलने की चेष्टा करते हुए 
उन्होंने कह्ा--तेजस्वी पुरुष ! क्‍या श्रापको अप का पराक्रम मालूम 
नहों है ! में सारे संसार को पल्ष भर में जला देने की शक्ति रखता 
हूँ । धरती की बात ही क्या! ध्यांसमान में जितने तारे हैं वह भी इमारे 
तेज से पत्न भर भी नहीं ठहर सकते |! 


भगवान ने देखा कि अग्नि का दिमाग श्रमी ठीक नहीं हुआ। है । 
धरातल से एक तिनका उठाकर उन्होंने अग्नि की ओर फेकते हुए 
कटष्टा---अप्मि देव | में सचमुच नहीं जानता कि तुम किस तरह किसी 
वस्तु को जला सकते हो | इसलिए तुम इस तिनके को जला कर मुझे 
तनिक श्रपना पराक्रम तो दिखलाओों |? अ्रप्मि से इतनी बातें कह 
भगवान्‌ ने अ्रग्मि के शरीर से अ्रपना तेजस्वी रूप भीतर ही भीतर 
अपने में खींच लिया, जिध्षसे देखते ही देखते अ्रप्ि का तेजस्वी शरीर 
निस्तेज होकर धूमिल पड़ गया । अपने पूरे पराक्रम को याद करके 
वह उस तिनके को जलाने के लिए तैयार तो हो गये किन्तु भीतर से 
उनकी हिम्मत ट्ूद चुकी थी | वह तिनका, जो अभि की एक गरस 
उर्सांस से राख बन सकता था, श्रभी उसी तरह अ्रश्नि के सामने मानो 
उनका मजाक-सा करता हुआ पड़ा था। श्रम की सारी मानसिक 
चेष्टा निष्फल्न हो गयी,परन्तु तिनके का एक छोर भी नहीं सुरमुराया | 
देर होती गयी; पर तिनका ज्यों का त्यों बना ही रद गया | उधर उस 
तेजस्वी यज्ञ पुरुष का तेज अधिक भयानक हो गया, ओर निस्तस्व 
अग्ि का शरीर कुलसने लगा । फिर तो वह चुपचाप पीछे खिसक कर 
किसी तरह देवताओं के समीप वापस आ गये | उनकी आँखें नीचे 


देवताओं की शक्ति-परीक्षा २३ 


की ओर घँस गई थीं और चेहरे का पहले बाला तेज जाने कहाँ 
गायब हो चुका था। 

इन्द्र समेत देवताओं ने देखा, अ्रम्मि एकदम मृतक के समान 
निर्जीव होकर उनके बीच में खड़े हैं| न बुलाने पर बोलते हैं ओर न 
कुछ खुद ही कहना चाहते हैं। उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो चुकी 
है, अ्राँखें नीचे घैंस गई हैं ओर तेजस्वी मुखमण्डल पोपला ओर पीला 
पड़ गया है। देवराज ने अग्नि को अधिक परेशान करना ठीक नहीं 
समझता | सान्‍्तवना भरी वाणी में स्नेह प्रकट करते हुए कहा--भाई 
अभि ! कुछ बताग तो सही,इसमें शर्म की क्या बात है १” थोड़ी देर 
बाद बहुत सकुचाते हुए अ्रप्मि को शिर नीचा करके बोलना ही पड़ा-- 
दिेवराज ! बहुत कोशिश करके भी मैं उस तेजस्वी पुरुष का कुछ 
पता लगा नहीं सका | बह असुरों से भी मयानक है। मेरी सामथ्य 
नहीं है कि उसका पता लगा सक |? देवसभा में अ्रत्ि की इन निराशा 
भरी बातों से गहरा आत्तंक छा गया | सब चुप हो गये । 

थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद इन्द्र ने वायु की ओर ताका | 
उस समय उनका भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले 
अगि के बाद अ्रपनी वीरता की लंबी ढींगे हाँकने में वह भी सबसे 
आगे थे | इन्द्र की आँखों को अपनी ओर लगी देखकर वह दूसरी श्रोर 
ताकने लगे | पर राजा को इससे क्‍या ! उसे तो काम लेना आता ही 
है। सभा की चुप्पी तोड़ते हुए देवराज ने पुकारा--वायु ! मैं सम- 
भता हूँ कि तुम्हें उस तेजस्वी यज्ञ पुरुष का पता लगाने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी। तुम इस चराचर संसार के सभी जीवों में सबसे 
बढ़कर बलवान्‌ हो | तुम्हारे बिना कोई एक पत्र भी नहीं जी सकता। 
जाओ, देखो तो वह कोन है? देवराज अपने साथियों की इतनी 
तारीफ कभी करते नहीं थे | वायु का गिरा मन हरा हों उठा। वह 
जाने को तैयार होकर आगे बढ़े । पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उस 
तेजस्वी पुरुष के तेज;पुज्न की ओर ताकना भी वायु के लिए बड़ा 


२४ उपनिषदों की कहानियाँ 


कठिन हो गया | किसी तरह कुछ दूर समीप चलकर वह भी खड़े हे 
गये पर पूछने की हिम्मत उनमें भी शेष नहीं रह गयी | 

दीन दशा में वायु को थोड़ी देर तक खड़ा रहने के बाद उस 
तेजस्वी पुरुष ने पूछा--“भाई | तुम कौन हो ! यहाँ आने का तुम्हारा 
उद्देश्य क्या है ? वायु को कुछ ढाढस हुआ । शरीर को कुछ सजीब 
बनाने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा--“सोम्य ! मेरा नाम वायु है। 
सारे संसार का जीवन मेरे हाथ में रहता है। क्‍या तुम मुझे जानते 
नहीं ! सारी प्रथ्वी की सुगंध मैं अपने में समे० कर कहता हूँ, इसी से 
कोई-कोई मुझे गंधवाह मी कहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु आस- 
मान में नहीं चल सकती पर मैं वहाँ भी बे-रोकओोक चलता हूँ, इसी 
से मातरिश्वा नाम भी मेरा सब जानते हैं। इसी तरह मेरे श्रनेक 
नाम हैं। क्या आज तक ठुमने मेरा एक नाम भी नहीं सुना है !? 

मुसकराते हुए तेजस्वी पुरुष ने वायु के बनावदी चेहरे पर एक 
नजर ढाली | वायु का रहा-सहा धीरज भी जाता रहा । आँखें एकदम 
मुँद गयीं | नसों में सनसनाइट पैदा हो गयी । तेजस्वी पुरुष ने कह्य-- 
भाई ! नाम तो मैंने तुम्द्दारा अवश्य कहीं सुना है; पर काम देखना 
चाहता हूँ। क्‍या तुम अपने काम के बारे में कुछ इमें बतला सकते 
हो !? बायु को विश्वास हो गया कि जो मेरा नाम जानता है वह मेरी 
प्रतिष्ठा मी करेगा | उसके सामने अपने कामों को दिखा देना ठीक ही 
है | बलपूर्वक स्वर को कुछ गम्भीर बनाते हुए, उन्होंने कहा--.'मैं इस 
सारे ब्रह्माण्ड को हिला सकता हूँ । आसमान के तारों ओर ग्रहों को 
गिरा सकता हूँ । इन पहाड़ों थवा पेड़ों की क्‍या शक्ति है जो मेरे 
सामने थोड़ी देर भी टिक सके |? 

यह सुनकर भगवान्‌ ने घमण्डी वायु के शरीर को निस्तेज करते 
हुए अपना सारा तेज पल भर में खींच लिया,जिससे बह गिरते-गिरते 
बचे । किन्तु एक बार डींग हाँक कर भागना भी सरलत्ल नहीं था। वह 
तिनका अभी उसी जगह पड़ा था। भगवान्‌ ने कह्य--भाई ! यह 


देवताओं की शक्ति4रीक्षा २५, 


जो दिनका तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, उसे उड़ाकर दूर तो कर 
दो, क्योंकि तभी मुझे तुम्हारी शक्ति पर कुछ विश्वास होगा |! 

वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। पर तिनका ज्यों का त्यों 
पड़ा रहा | उस समय वह हिमालय से बढ़कर भारी बन गया | उड़ना 
तो दूर उसमें कम्पन भी नहीं हुआ । नि श्वेष्ट वायु बड़ी देर तक बल 
अजमाते रहे पर सब बेकार रहा । आखिरकार शिर नीचे कर चुपके 
से वह भी पीछे चले आये। ओर किसी तरह चुपचाप ब्राकर देव- 
सभा के एक कोने में छिप से गए । 

देवराज इन्द्र ने वायु का उदास चेहरा देखकर सब कुछ वाड़ 
लिया | सारी देवसभा यूर्तियों की तरह निश्वेष्ट द्ोकर बैठी रही। 
थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद देवराज ने पूछा--भाई वायु ! वहाँ 
का कुछ द्वाल तो बताश्रो | इस तरह शरमाने को जरूरत नहीं है । 
में जानता हूँ कि अपनी शक्ति भर तुमने प्रयत्न किया होगा !! 

वायु ने विनत स्वर में कह्य--दिवराज | वह अदृअत तेजस्वी 
यज्ञ पुरुष पता नहीं कौन है! मैं उसका कुछ भी मेद नहीं जान 
सका / वायु की निराश बातें सुन देवताश्रों के होश गुम ही गये । 
चीरो तो खून नहीं | जिस वायु और अ्रग्नि के बल का उन्हें पमएड 
था, जब उनका ही यह हाल हुआ तो पता नहीं अब कौन-सी नयी 
विवदा आने वाली है। सभी बड़े सोच में पड़ गये | 

देवताओं के गुरु बृहस्पति परम बुद्धिमान और भविष्यदर्शी ये । 
अग्नि और वायु की गय॑ मरी बातें जरा भी नहीं सुद्दाती थीं। इसलिए 
उन लोगों की इस श्रप्रतिष्ठा से उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं हुआ। 
भ्रथने ऊँचे असन से उन्होंने एक बार सबकी ओर दृष्टि फेग्ते हुए 
इन्द्र से कहा-«दिवराज | उस तेजस्वी पुरुष का पता झपकों छोड़- 
कर किसी दूसरे से नहीं लगेगा। झपाकर श्राप ही जाकर उसका 
पता लगाइये और सबको निश्चिन्त कीजिए |! इन्द्र विवश थे। 
लाचार होकर उन्हें स्वयं उस तेजस्वी पुरुष के पास जाना पड़ा । 


२६ उपनिषदों की कहानियाँ 


इधर देवता लोग मन ही मन बहुत दिनों बाद आज इस नयी विपदा 
में पड़कर भगवान्‌ का ध्यान करने लगे थे । 
7 हर 2५ 

क्रिसी तरह उस तेजस्वी यज्ञ पुरुष के पास जब देवराज इन्द्र पहुँच 
गये तो उन्होंने देखा कि वह तेज सम्पूण आकाश और प्रृथ्वी को एक 
बारगी चकार्चोंघ करते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गया परन्तु 
उनकी आँखों में अब भी लाल, पीला; नीला, हरा प्रतित्िम्ब दिखाई 
पड़ रहा था | थोड़ो देर तक खड़े रहने के बाद जब उनकी श्राँखें 
कुछ ठीक हुई तो देखने पर वहाँ ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं थी। 
बेचारे देवराज बड़े विस्मय में पड़ गये | 

कुछ भी हो । जिन्होंने देवताश्रों पर इतने दिनों तक शासन किया, 
परम बुद्धिमान तथा शक्तिशालों असुरों को हराया, वह इतनी जल्दी 
हिम्मत कैसे हारते | उन्होंने समझ लिया कि सिवा भगवान्‌ के और 
किसी दूसरे की करतूत यह नहीं है । बस,देवराज वहीं समाधि में बैठ कर 
ध्यान करने लगे | बड़ी देर तक ध्यान करते रहने के बाद उन्हें श्रासमान 
से फिर उसी तरह का तेज:पुञ्ञ नीचे उतरता हुआ दिखाई पड़ा; पर इस 
बार वह तेज:पुझ्ञ पुरुष रूप में नहीं था | श्रपनी एक सहख्त आ्राँखों से 
ध्यान-पूर्वक देखने पर इन्द्र को पता लगा किउसके सारे शरीर पर सोने 
के आभूषणों की शोभा विराजमान है। शरीर की कान्ति भी एक दस 
सोने की तरह दमक रही है | उन्हें हेमवती (हिमवान्‌ पुत्री) पावती 
का ध्यान आया और सचमुच वह वही थीं। समीप आकर वह गम्भीर 
मुद्रा में इन्द्र की ओर देखते हुए खड़ी हो गयीं । देवराज इन्द्र भी सइम कर 
समाधि से उठ खड़े हुए ओर सादर कुक कर उन्होंने प्रणाम किया | 

थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद इन्द्र ने विनय भरे स्वर में पूछा 
--आप सारे संसार की जननी हैं। भगवान्‌ शंकर की भ्राधार स्वरूप 
हैं। आपसे इस चराचर संसार म॑ कोई भी वस्तु श्रज्ञात नहीं है। अ्रभी 
थोड़ी ही देर हुईं, यहीं पर एक हरम तेजस्त्री यक्ष पुरुष दिखाई पड़ा था। 


देवताश्रों की शक्ति-परीक्षा २७ 


मैंने अभि ओर वायु को उसका भेद जानने के लिए भेजा पर वह निराश 
लौठ गये कुछ भी नहीं जान सके कि वह तेजस्वी पुरुष कोन था | अंत में 
निरुपाय होकर मुझे स्वयं आना पड़।। मगर समीप आ्राते-आ्राते वह जा ने 
कहाँ विलीन हो गया। हें देवि ! आप उस तेजस्वी पुरुष को अ्रवश्य जानती 
होंगी | कृपया उसका भेद बतलाकर मेरे मन का विस्मय दूर कीजिए |? 

जगदम्बा को अपने पुत्र पर दया क्‍यों न आती ? अपने सुखचन्द्र 
के हास्य रूप अ्रम्नत से इन्द्र के मुरमाये हुये चेहरे को सींचती हुई वह 
बोलीं-.“ब(स | वह तेजस्वी यज्ञ पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह 
साज्ञात्‌ ब्रह्म था, जिसका भेद अ्रम्मि श्रोर वायु क्या बता सकेंगे ! सारे 
संसार में ऐसा कोई नहीं है, जो उसका भेद जान सके | वही सबका 
उपकार करता है ओर सब का विनाश भीकरता है | अ्रच्छे काम करने 
वालों का वही साथी है ओर बुरे काम करनेवालों का वही शत्रु है। 
उसी ने तुम्हारी ओर से अ्रसुरों का विनाश किया है। तुम सब तो एक 
दिखावटी बहाने थे। उसकी इच्छा के बिना कोई चींटी की टाँग भी 
नहीं ठेढ़ी कर सकता | अप्नि और वायु ने बहुत चाहा कि उस तिनके 
का कुछ णिगाड़ दें मगर उसकी जब इच्छा नहीं थी तो वह क्या कर 
सकते थे | उसी ब्रह्म की महिमा से ह्वी तुम्हारे शत्रु अछुरों का विनाश 
हुआ, क्योंकि वे हमेशा बुरे कामों में लगे रहते थे । मगर तुम लोग 
ने यह समझ लिया कि असुरों का विनाश हम सत्रों नेकिया है। और 
यही समझ कर तुम सत्र में घोर अभिमान भी छाया हुआ है । उस 
ग्रभिमान को छोड़ दो, वही सब पापों की जड़ है। भगवान्‌ पाप से 
बड़ी घृणा करता है | वह किसी पाप करने वाले से घुणा नहीं करता 
बल्कि उसके अवशुणणों से करता है। अवगुणों को छोड़ देने पर पापी 
से पापी भी उसका मक्त बन जाता है। थोड़े में यही समझ लो कि 
इस संसार में वदी सबसे बड़ा दयालु और सब से बड़ा शक्तिशाली 
है | अपने अ्रमिमान को छोड़ देने पर तुम सत्र पहले की तरह फिर 
उसके प्रिय पात्र बन जाओगे |! 


श्र उपनिषदों की कहानियाँ 


भगवती पाती की इन सीधी-सादी बातों ने देवराज इन्द्र पर अपना 
अनुपम प्रभाव डाल दिया । उनकी अ्रभिमान से काली आत्मा इस 
उपदेश रूपी अश्रमृत से धुल्कर चमक उठी । आँखों से क्ृतशञता के आँसू 
निकल पड़े और दिल की सारी जलन बाहर हो गयी | माता के चरणों 
पर गिरकर उन्होंने उसके बरदायी हाथों का कोमल ओर सुखदायी 
स्पश अनुभव किया | आखिरकार चिरकाल तक सुखी होने का पवित्र 
आशीर्वाद पाकर देवराज इन्द्र अपनी समा की ओर व।पस लोटे और 
जगदम्बा पावंती भी आशीर्वाद देकर वहीं अन्तर्धान हो गयी । 

इधर देवसभा उत्सुक आँखों से कल्ल से इन्द्र की राह देख रही 
थी। इन्द्र के पहुँचते ही सत्र देवता उठकर खड़े हो गये | उस समय 
उन्होंने देखा कि सहज प्रसन्नता ओर भीतरी शान्ति से इन्द्र का तेज 
कई गुना अधिक हो गया था । ब्रह्म के निमल् प्रकाश में उन्हें संसार 
के सब तत्व स्पष्ट हो रहे थे | कोई गाँठ उनके हृदय के कोने में नहीं 

ह गई थी और न कोई आशंका की सिहरन ही थी। इशारे से सब्र 

देवताओं को अपने-अपने श्रासनों पर बैठने का श्रादेश देकर बह 
अपने रज्लजटित सिहासन पर जाकर बैठ गये, ओर रुब देवताओं के 
बीच में संप्रथम वहीं पर ब्रह्म का उपदेश किया | इन्द्र के उपदेश 
रुपी श्रमृत में अमि और वायु आदि गर्वोन्मत देवताओं की कलुषित 
ओर मुम्ुष आत्मा भी हरी मरी हो गयी और ब्ह्मरस के अ्रद्धू त संचार 
से उनकी पूर्व शक्ति फिर वापस आ गयी । सारे देवताओं की दूषित 
भावनाएँ सदा के लिए दब गयीं | सब लोग नए पिरे से जन्म पाने 
के समान सुखदायी जीवन का अनुभव करने लगे | 

श्रव यह सचमुच विजयी देवता बन गये थे, क्‍योंकि उनके भीतरी 
शत्रु धमश्ड रूपी असुर की सदा के लिए मृत्यु हो गई थी जो करोड़ों 
अउठुरों से भी बढ़ुकर भयानक ये । * 


)क्रेन उपनिषद्‌ के आधार पर 


नविकेता का साहस 
[ 


बात बहुत पुरानी है। उस समय हमारे देश में यज्ञों का बहुत 
प्रचार था | हर एक गाँव में महीने भर में दो-चार यज्ञ हुआ करते 
थे। यज्ञ के सुगंधित धुएँ से आकाशमण्डल धूमित्ष बना रहता था। 
पवित्र शान्त सुगन्धित पवन के मन्द-मन्द कोकों से चारों ओर का 
वातावरण बहुत स्थास्थ्यप्रद ओर रमणीक बना रहता था। बेद के 
पविन्न मंत्रों के उच्चारण से दिशाएं गुजती रहती थीं | लोगो के दिन 
आनन्द और मस्ती में ज्ञण के समान बोतते थे | न किसी को खाने 
पीने की कमी रहती थी और न शत्रुओं का भय | सभी लोग सत्य 
बोलते थे, जीव मात्र के लिये मनमें उपकार की भावना रखते थे श्रौर 
किसी छुल्न-छिद्र का उन्हें कोई पत्ता नहीं रहता था। ऐसे पवित्र सत्य 
युग में महृषि गौतम के वंश में बाजश्रवा के पुत्र उद्दालक नाम के 
एक महात्मा ऋषि थे। उद्दालक की शहस्थी बहुत बड़ी तो नहीं थी 
पर गौश्रों का एक बहुत बड़ा कुण्ड उनके पास अ्रवश्य था। 
वेदाभ्यास में निरत एक तपरवी ब्राह्मण के लिए उस समय वह बहुत 
बड़ी सम्पत्ति थी | 

जब उद्दालक वृद्ध हो चले तो एक दिन उनके मन में यह विचार 
आया कि 'सारी उमर बोतती जा रही है, श्रभी तक मैंने कोई बड़ा यज्ञ 
नहीं किया | इन छोटे-छोटे यज्ञों से क्या मोक्ष की प्राति हो सकती है ! 
यह घन सम्पत्ति और किस काम आएगी १ इनके रखने से भी तो शांति 
नहीं मिलती, सन्तोष नहीं होता | अच्छा होगा कि सर्वमेध यज्ञ करके 
गइस्थी का सारा मसूद बहुत कुछ कम कर दिया जाय |! 

इस तरह बहुत कुछ सोचने-विचारने के बाद उद्दालक ने सवंमेध 


३० उपनिषदों की कहानियाँ 


यज्ञ करने का विचार पका किया | सबमेध कोई मामूली यश्ञ नहीं था, 
उसे बड़े-बड़े राजा लोग करते थे | उसमें यजमान को अपना सब कुछ 
दक्षिणा में दान कर देना पड़ता था | उसके लिए शास्त्रों में कह गया 
है कि जो सच्चें भाव से स्बमेध यज्ञ करता है वह मृत्यु को जीत लेता 
है और संसार के सभी दुश्खों से सदा के लिए दूर हो जाता है 
ह रनः न 

उद्दालक का स्वभेध यज्ञ प्रारम्म हो गया। देश के कोने-कोने के 
बड़े-बड़े विद्वानूु, परिडत और महात्मा लोग उस यज्ञ में सम्मिलित 
हुए । इस यज्ञ में उद्दालक ने सचमुच अपनी सारी गृहस्थी समाप्त कर 
दी । पूर्णाहुति का पुण्य दिन आया, वेदों के पविन्न मंत्रों का उच्चारण 
करते हुए परिडतों ने आकाशमणडल को गुँजा दिया। यशैंधूम की चंचल 
सुगन्धित लहरें ज्ञितिज तक व्याप्त हो गयीं | पुण्यात्मा उद्दालक ने 
मांगलिक गीतों श्रौर वाद्यों की आकाश-मेदी ध्वनियों के बीच में 
नारियल की अन्तिम झ्राहुति यश्ञकुण्ड में समपित की और चारों ओर 
से उनका जय जयकार होने लगा | अरब पुरोधा पण्डितों तथा आगत 
महात्माश्नों को दक्षिणा देने की बेला आयी। गोौश्रों को छोड़कर 
उद्दालक के पास कोई वस्तु शेष नहीं थी श्रत: वह उनमें से एक-एक 
गाय दक्षिणा रूप में देने लगे | 

अपनी सब गौश्रों का दान करते समय उद्दालक की पवित्र आत्मा 
भी सबस््र त्याग की कठोरता से काँप उठी | वह मन ही मन सोचने 
लगे-..'सब गौएँ दे डालने पर जीविका कैसे चलेगी ! बेटा भी अभी 
उम्र का छोटा है, क्या खायगा ! भेरा वृद्ध शरीर भी अब इस योग्य 
नहीं रहा कि परिश्रम करके प्रति दिन की जीविका पैदा कर सकूँ |? वह 
सचमुच विचलित हो गये | लोभ की इस ज्ञीण काली रेखा ने धीरे- 
धीरे उनके निर्मल हृदय में घना रूप बना लिया। . उन्होंने गौश्रों के 
समूह की ओर दृष्टि डाली, देखा तो जितने परिडत अ्रभी शेष थे उससे 
अधिक गोएँ बचती थीं, मगर उनमें बहुतेरी बुडढी गौएँ भी थीं। 


नचिकेता का साहस -३१ 


वह तुरन्त ही कुश और श्रक्षुत को नीचे रखकर गौश्रों के समूह की 
औ्रोर चले गये | वहाँ कपठ से विचलित हो कर श्रच्छी-अच्छी गोश्रों 
को पीछे की ओर छोड़कर बुडढी और श्रघेड़ गौशों को आगे कौ 
आर हाँक लाये और उसी में से एक एक करके पशिडतों को दक्षिणा 
में देने लगे | उनकी इस चालाकी का पता किसी को कानों कान 
नहीं लगा; पर उनका बेटा नचिकेता, जिसकी उमर अभी दस-बारह 
साल से कम ही थी, यह सब चुपचाप देख रहा था। 

नचिकेता का निष्पाप कोमल हृदय पिता की इस काली करतूत 
पर काँप उठा | उसने देखा कि महीनों तक श्रनवरत परिश्रम करने 
वाले पुरोद्दितों और परिडतों को ऐसी-ऐसी गोएँ दी जा रही हैं, जो 
एकदम बुड्ढी हो चली हैं, न उनसे बछुड़े की कोई आशा है, न दूध 
की | यहाँ तक कि उनमें से कुछ इतनी जज़र हो गई हैं, जो न कुछ 
खा सकती हैं न अधिक पानी द्वी पी सकती हैं| इन जीवन्मृत गौश्रों 
को दान में दे कर पिता जी परिड्ठतों के साथ कितना विश्वासघात 
कर रहे हैं, यह सोचकर वह बहुत ही दुःखी हुआ | उसने पांछे की 
ओर देखा तो बड़ी अ्रच्छी-अच्छी गोएँ चर रही थीं, ओर उद्दालक 
उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर इन जज्जंरित गौश्रों का चुपचाप 
दान करते जा रहे थे। सामने जितनी वृद्ध गोएँ खड़ी थीं उतने ही 
पश्डितों को दान भी देना शेष था। नचिकेता सोचने लगा---'क्या 
पिता जी सचमुच सर्वमेध यश कर रहे हैं! नहीं, नहीं। यह पापभेघ 
है, कपय्सेध है,'सवमेध नहीं । शायद पिता जी मेरे लिये इनको रख 
छोड़ते हों। हाँ | मगर उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिये। यज्ञ- 
नारायण के साथ कपट करके वह मेरा कल्याण किस प्रकार कर 
सकते हूँ ? इस प्रकार के कपट व्यापार से बचाई गई ये योएँ मेरा 
भी सत्यानाश कर देगी। परिडतों का मूक अ्मिशाप हमारे परिवार 
का भीषण विनाश कर देगा। पिता जी गिर रहे हैं, इनरो बचाना 
या ठीक रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य होता है। मुझे ऐसे अवसर पर 


१२ उपनिषदों की कह्दानियाँ 


चुप नहीं रहना चाहिए। विचारों के इस प्रखर प्रवाह में बहकर 
नचिकेता पिता के समीप गया ओर हाथ जोड़कर बोला--तात ! 
यह तो सर्वभेध यज्ञ है न १! 

उद्दालक का मुख भीतर पाप को काली छात्रा से उस समय 
मलिन पड़ रहा था | ब्ह्मवर्चस्‌ एवं स्वस्व-त्याय की वह श्राभा जो 
ञभी तक उनके उन्नत ललाद में दीपशिखा के समान जल रही थी, 
राख-शी काली पड़ गई थी । पुत्र की सुमधुर बिनीत वाणी में'सर्वमेथः 
का नाम सुनकर वह भीतर से और भी काँप उठे । परन्तु चुप कैसे रह 
सकते थे | सुख पर मुसकराइट की बनावटी रेखा बनाते हुए बोले-- 
“हाँ वृत्स | यह स...स सबमेध यज्ञ है | बात क्या है !?” 

उद्दाल्क तुतलाते तो नहीं थे पर पाप तो शिर पर चढ़ कर 
बोलता है ! श्रपनी दुष्कृति पर वह फिर से काँप उठे | पर पाप तो 
उन्हें अपने पथ पर बहुत दूर तक खींच चुका था, वहाँ से लौदना 
उद्दालक जैसे के ल्षिए आसान काम नहीं रह गया था | 

नचिकेता चुप बना रहा। फिर आगे बोलने की उसमें सहसा 
हिम्मत नहीं पड़ी । वह समझता था कि सर्वमेध? का स्मरण दिला देना 
ही पिता जी के लिए पर्यात्त होगा; पर उसके पिश्य यहू कैसे समझते 
कि नचिकेता क्‍या चाहता है १ फिर बह उन्हीं बुडढी गोओं भ॑ से एक 
गाय लाकर सामने बैठे हुए पुरोहित को दान करने जा रहे थे | 
नचिकेता विवश होकर अनजाने में फिर बोल उठा--'भेरे तात ! इन 
सब गोश्रों को देने के बाद मुझे किसे दीजिएगा | आपने तो बताया 
था न, कि इस यज्ञ में अपना सब कुछ दे दिया जाता है | 

उद्दालक सिहर उठे। एक अज्ञात भय एवं पाप की भयावनी मूर्ति- 
सी उन्हें दिखाई पड़ो | परन्तु वह पाप-पथ से पीछे नहीं लौटे। 
नचिकेता का समाधान करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा | श्राँखों 
को तरेर कर उन्होंने एक उड़ती-सी निगाह नचिकेता पर डाली 
जिसका तात्पये शायद यह था कि (यहाँ से चलते जाओ, व्यर्थ की 


नचिकेता का साहस ३३ 


बकवास मत करो |? पर नचिकेता वहीं खड़ा ही रहा। उसने देखा कि 
पिता जी झ्ब एक ऐसी गाय का दान करने जा रहे हैं जो उठाने की 
कोशिश करने पर भी नहीं उठ रही है श्रोर उधर दान लेने वाले 
पुरोहित का मुख उदास हो गया है | फिर भी पिता जी उस गाय को 
उसी तरह बैठे ही बैठे दान कर रहे हैं | वह एक दम विहल हो गया | 
उसने तय कर लिया कि पिता जी को अ्रब ऐसा घोर पाप नहीं करने 
दूँगा । कटपट गाय के पास खड़े होकर उसने फिर वही बात दुहराई ! 
प्ेरे तात | इस सबमेध यज्ञ में मुझे किस ब्राह्मण को दान कर रहे हैं। 
में उसे देखेंगा। मैं भी तो ठम्हारा ही हूँ न |! 

उद्दालक की पाप भावना ने कठोर क्रोध का स्वरूप धारण कर 
लिया । उनकी साँसें जोर-जोर से चलने लगीं। नथुने फड़कने लगे, 
दाँतों की ऊपरी पंक्ति ने निचले होंठ को चबा लिया । श्राँखों से 
दाहक अगार की ज्वाला-सी निकलने लगी | हाथ में लिए हुए कुश, 
अच्षत ओर जल को नीचे फकते हुए वह भीषण स्वर में बरस पड़े-- 
'पापात्मा कुपुत्र | तुके में यमराज को दान कर रहा हूँ, जा तू उसे 
शीघ्र ही देखेगा |? 

विशाल यशमण्डप में एक छोर से दूसरे छोर तक उद्दालक के 
कठोर स्वर ने भीषण आतंक की लहर-सी फेला दी । जो जहाँ खड़े या 
बैठे थे, ठगे-से रह गये | धर्म के अवसर पर यह महान्‌ श्रनर्थ | मंगल 
में अमंगल | सब के देखते-देखते नचिक्रेता यमराज के भर जाने की 
तैयारी में लग गया । वह सचमुच घरती पर गिर पड़ा था और उसके 
मुख पर एक अपूब ज्योति की छुटा विराजमान हो रही थी। कहने 
को तो उद्दाज्क के मुख से तीर के समान वह कठोर बचन निकल 
गया पर उसकी भीषण यथाथता ने उन्हें विकम्पित कर दिया | एक- 
लौते प्रिय पुत्र की मृत्यु के घर जाने की बात को वह किस प्रकार 
बर्दाश्त कर सकते थे | चारों श्रोर से लोग दौड़' पड़े और घेर कर 
नचिक्रेता के पास खड़े हो गये | 

डे 


३४ उपनिषदों की कहानियाँ 


सत्याग्रही नचिकेता जब इस लोक से पिता को श्राज्ञा प्राप्त कर 
मृत्यु के लोक जाने का निश्चय कर चुका तो उसे वापस कौन ला 
सकता था | उद्दालक का सहज वाप्सल्य कृत्रिम क्रोध को दूर भगाकर 
उमड़ पड़ा | पुत्र को स्नेह से अंक में उठाते हुए. वह गदूगद कश्ठ से 
बोले--'बेटा ! तू कहाँ जा रहा है ! मेरी बात का ध्यान न कर | मैं 
आवेश में यह सब कह गया | भक्त सोच तो सही, कि तेरे बिना मेरा 
बुढ़ापा कितना कठिन दो जायगा। मेरे प्यारे! में पाप-पंक में फँस 
गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तू उसका ख्याल न कर ।? 


परन्तु नचिकेता का लौदना आसान काम नहीं था। उसने दोनों 
हाथों को जोड़ कर बिनीत स्वर में कहा--पृज्य तात ! श्राप बतलाते 


थे कि मेरी इक्कीस पीढ़ियों से लेकर श्राज तक किसी ने अपना वचन 
कंभी भंग नहीं किया है। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी वंश-मर्यादा 
को सुरक्षित रख | पिता की (श्रापकी) आशा का उल्लंबन, वह चाहे 
जिस दशा में भी हो, में कभी नहीं कर सकता। आप भी अपन! 
वचन निभाइये और प्रसन्नता के साथ मुझे मृत्यु के घर सकुशल 
पहुँचने का श्राशीर्वाद दीजिए | 

उद्दलक नजिकेता की इस निश्चय भरी विनत वाणी से विचलित 
हो गये | गले से लगाते हुए क्षीण स्वर में उन्होंने कहा--'मेरे प्यारे ! 
मैं उस निर्मम मृत्यु के घर जाने का शब्राशीर्वाद तके नहीं दे सकता, 
जिसके स्मरण मात्र से मेरा हृदय काँप रहा है | उसके पास तू कैसे 
जायगा | कुसुम के समान कोमल तेराशरीर कठोर मृत्यु के पास जाने 
योग्य नहीं है | बेटा | मेंने अपराध किया है, भले ही मुझे वचन भंग 
करने का पाप लगे; पर में तुफे वहाँ कदापि नहीं जाने दूँगा । 

नचिकेता ने आँखें खोलबर देखा तो उद्दालक की श्राँखों से 
शँसुश्रों की अविश्ल धारा बह रही थी | अपने कोमल हाथों से आँसू 
को पोंछुते हुए उसने कहटा--पूज्य तात ! मैं उस मृध्यु को तनिक भी 
नहीं डर रहा हूँ, जिसके लिए आप पबरा रहे हैं। आप मेरी चिन्ता 


नचिकेता का साहस ३५ 


छोड़ दीजिए, और अपने पुण्यकर्मा पूब॑जों का स्मरण कीजिए, जिन्होंने 
प्राण गंवाकर भी अपने बचन रखे हैं। असत्य का व्यवहार स्वार्थी 
और पापी जन करते हैं, उस अरसत्य से कोई अमर नहीं होता । मेरी 
बड़ी इच्छा यह है कि मेरे इस काय से श्रापके और मेरे---दो पुरुषों के 
वबचनों को रक्षा हो | मेरी ममता की डोर में बँधकर ही आप इतने 
विहल हो रहे हैं ओर इस तरह वचन-भंग करने का पाप अपने पवित्र 
कुल में लगा रहे हैं। मेरे न रहने पर श्राप अपना स्वस्व त्याग कर 
सबमेध यश का महान्‌ पुण्य पायेंगे। पुत्र का यही कत्तंव्य है कि बह 
अपना सर्वस्व गंवाकर भी पिता के वचनों का पालन करे, उसकी इच्छा 
की पूर्ति करे । मेरे तात | मैं इस अपूर्व अवसर को सामने पाकर छोड़ 
नहीं सकता | मुझे रोक कर आप यज्ञ की समाप्ति में विलम्ब मत 
लंगाइये | सवस्व त्याग कर स्वमेध यज्ञ के इतिहास में श्रपना अ्रमर 
यश छोड़ जाइये !? 

पुत्र की हृह निश्चय और प्रेरणा से भरी बातें सुनकर उद्दालक 
में कुछ थ्रागे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी | यश्मण्डप में कुमार नचि- 
केता ने अपने पूज्य पिता के चरणों पर शीश घरकर मृत्यु लोक का 
मार्ग ग्रहण किया | सारी जनमण्डली चित्र के समान खड़ी देखती 
रह गयी। वह अपने कत्तव्य-गथ पर कमर कस कर साहस और प्रसन्नता 
के साथ आगे चल पड़ा | 

२५ १4 है 

मृत्यु अर्थात्‌ यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना 
था | नचिकेता ने देखा कि अपने-अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु 
से किस तरह घबराते हैं | हृदय में छाई हुई पाप की रेखाग्रों से लोगों 
का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाह्मकार मचा हुआ है | 
कोई श्रपने पुत्र के लिए रो रहा है तो किसी को पत्नी के वियोग का 
दुःख है| परन्तु नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनन्द मिल रहा 
था | प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों 


३६ उपनिषदों की कहानियाँ 


का अन्त कर दिया | पिता की आज्ञा के पालन करने में उसे यहाँ 
जो शान्ति मिल रही थी वह भूलोक के मायिक जीवन में कहीं नहीं 
थी | निर्भीक नचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुँचा उस समय 
संयोग से यमराज कहीं बाहर गये हुए ये। अ्रतः द्वारपालों ने उसे 
भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर उसे बाहर एक वृक्ष 
के नीचे सुन्दर चबुतरे पर बैठ कर यम की प्रतीक्षा करने को कहा 
गया | वह वहीं पर चुपचाय बैठकर यम की प्रतीक्षा करने लगा। 
कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि यमराज तीन दिनों तक बाहर 
से अपने घर लोट नहीं सके थे | नचिकेता अविचलित मन से वहीं 
शन्ति-पूर्वक बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रह्य | बीच-बीच में वह यह 
सोच कर पुलकित हो जाता कि अ्रब मेरे पिता जी ने उन अ्रच्छी गौश्रों 
को दान में देकर सबंमेध यज्ञ को पूरा कर लिया होगा । चौथे दिन 
यमराज अपने पुर को वापस श्राये | महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने 
देखा कि एक परम तेजस्वी सुन्दर बालक हाथ जोड़कर सामने खड़ा 
हे, उसमें भय की कोई रेखा नहीं है | यमराज ने सुसकराकर पूछा--- 
(कुमार | ठुम कोन हो और यहाँ कि काम के लिए आए हो !? 
नच्किता के बोलने के पूष ही यमराज के दोनों द्वारपालों में से 
एक ने हाथ जोड़कर कहा--महाराज ! यह तेजस्वी बालक तीन दिन 
हुए तबसे यहीं बैठा हुआ है, न इसने कुछ खाया है, न कुछ पिया है |? 
यमराज का कृत्रिम-कठोर हृदय भी किशोर नचिकेता की करतूतों 
को सुनकर करुणा से उम्रढ़ पड़ा। उन्होंने मुसकराते हुए कहा-- 
धेटा | तुम कोन हो और क्‍यों यहाँ आए हो ! शीघ्र बतलाओ |! मैं 
भी बिना तुम्हारा काम किए हुए अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा ।? 
नचिकेता यमराज की इस सहज उदारता को देखकर निहाल हो 
उठा। पिता ने यम के बारे में कितना गलत बतलाया था कि वह बड़े 
भयानक है पर यह तो कितने दयालु हैं। सचमुच इनकी बातों को 
सुनकर मैं अ्पूर्व सन्‍्तोष पा रहा हूँ | थोड़ी देर तक मृत्यु के तेजस्व 


नचिकेता का साहस ३२७ 


मुख की ओर निर्निभेष ताकते हुए नचिकेता विनीत स्वर में बोला-- 
'देव ! मैं मुनिवर उद्दालक का पुत्र हूँ, मेरा नाम नचिकेता है। मेरे 
पूज्य पिता जी ने अपने सवमेध यज्ञ में मुझे दक्षिणा के रूप में आपको 
प्रदान किया है। आप मुझे सस्नेह अहण कर उन्हें यज्ञ की सम्पन्नता 
का श्राशीर्वाद दीजिए | मैं यहाँ इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित 
हुआ हूँ ।? 

यमराज तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नचिकेता की निर्भीकता पर ठगे-से 
खड़े रह गये | उन्होंने मन में सोचा, यज्ञ की दक्षिणा में सुकुमार पुत्र 
का दान और सो भी मुकको । धन्य है वह पिता, और धन्य है यह 
पुत्र | ऐसे हृढ़ निश्चयी ब्राह्मणों के लिए हमारा शतशः प्रणाम है | 
अपने जीबन में मैंने कभी ऐसे साहसी ओर सत्यनिष्ठ बालक को कहीं 
नहीं देखा है | ऐसे पुत्नरत्न के पैदा करने वाले पिता सचमुच धन्य हैं। 
विचारों की बाढ़ में यमराज बहने लगे | इस तरह थोड़ी देर तक चुप 
रहने के बाद उन्होंने नचिकेता के शिर पर हाथ फेरते हुए कहा-- 
बेटा | मेरे यहाँ आते हुए! तुम डरे नहीं | तुम्हारे पिता ने भी कुछ 
नहीं सोचा | घधीर से घीर लोग भी यहाँ आने में विचलित हो जाते 
हैं| तुम धन्य हो |! 

नचिकेता ने कहा--दिव ! मैं इस संवार में केवल पाप से डरता 
हैँ, आप पाप तो हैं नहीं ! में तो आपको सारे संसार को शान्ति 
देनेवाला मानता हूँ | आपके समान उपकारी इस जगत में दूसरा 
कोन है जो मनुष्य के दीन ह्दीन सन्‍्तप्त जीवन को चिर शान्ति देता हो। 

कुमार नचिकेता की भोली-भाली बातों को सुनकर यमराज बहुत 
प्रसन्न हुए और बोले--'कुमार | मुझे बहुत दुःख है कि ठुम्हारे समान 
तेजस्वी निर्मलह्नदय ब्राह्मण कुमार को मेरे दरवाजे पर तीन दिन तीन 
रात तक भूखा रहना पड़ा | बिना कुछ ओढ़े विछाए तुम इस चबतरे 
पर पड़े रहे | भेरे आतिथ्य धर्म की इससे बड़ी हानि हुई है। मुझे 
सचमुच इसका बहुत खेद है। अपने इस खेद को कम करने के लिए 


रेष्र उपनिषदों की कहानियाँ 


ही मैं तुमे तीन बरदान देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ चाहो मुझसे 
माँग सकते हो | ब्राह्मणकुमार ! सचमुच तुम्हारे जैसे साहसी बालक 
के लिए मैं तीनों लोकों में कोई भी वस्घु अदेय नहीं समझता |? 

यभराज की बातें सुनकर नचिकेता आनन्द के समुद्र की हिलोरे 
लेने लगा | वह कुछ छण के लिए. सोचता रहा | फिर हाथ जोड़कर 
बोला--“भगवन्‌ ! मैं तो आपही का दास हूँ | यह आपकी महत्ता है 
जो मुझे एक श्रतिथि का सम्मान देकर वरदान देना चाहते हैं। मैंने 
कोई बड़ा काम भी नहीं किया है, पर उसके बदले मुझे बरदान देकर 
आप अपनी दयालुता का परिचय दे रहे हैं | लोग संसार में झूठे ही. 
आपके नाम से भय खाते हैं, आपके समान सहज दयालु कौन है जो 
अपने कत्तव्य पालन करने वाले को भी बरदान देता है |? 

नचिकेता इतना कह कर चुप हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने 
कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिसके बदले में वरदान की याचना 
की जाय | इसी बीच यमराज फिर बोल पड़े--कुमार | तुम संकोच 
मत करो, बिना ठुके वरदान दिए हुए में अ्रन्न-जल तक नहीं ग्रहण 
कर सकता |? 

नचिकेता विवश हो गया | द्वाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला[--- 
'भगवन्‌ ! में अ्रपने पूज्य पिता का इकलौता बेटा था | उनकी सेवा 
के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर पर नहीं है। मेरे यहाँ चले आने 
से उन्हें अपार कष्ट हो रहे होंगे, क्योंकि उनका शरीर भी शिथित्न 
हो गया है| अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिये कि--'मेरे पिताजी 
पूर्ण स्वस्थ ओर नीरोग हो जायँँ। मेरे विषय में उनकी चिन्ताएँ 
मिट जायें और उनका क्रोध मेरे ऊपर से दूर हो जाय |? 

यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गम्भीर स्व॒र में कह्दा 
“--आश्षणकुमार ! तुम्हारी यह अभिलाधा पूरी दहो। तुम्हारे पिता 
संसार की सब प्रकार की चिन्ताश्रों से मुक्त हो जायें | अब तुम मुझसे 
अपना दूसरा वरदान माँगो | 


नचिफ्रेता का साहस ३६ 


नचिकेता थोड़ी देर तक मौन रहा | फिर हाथ जोड़ कर बोला-- 
देव | मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। न वहाँ आपका 
(मृत्यु का) भय है न बुढ़ापे का | भूख और प्यास भी वहाँ किसी को 
नहीं सताती | आप उस स्व्रग लोक के प्रमुख अधिकारी हैं। श्रतः 
उसे प्राप्त करने की विद्या तो अ्रवश्य ही जानते होंगे। ऐसी कृपा 
कीजिये कि वह मुझे भी प्राप्त हो जाय । यह मेरी दूसरी श्रमिलाषा है |? 

यमराज को आज प्रथमवार स्वरगंविद्या का सच्चा अधिकारी मिला 
था | अतः उसे देने में उन्हें श्रति प्रसन्नता हुई | गदगद कश्ठ से वह 
बोले--नचिकेता ! तुम्हें स्त्रगंविद्या की प्राप्ति अपने आ्रपही होगी | 
अत्र तीसरा वरदान भाँगो | तुझे वरदान देते समय मुझे सचमुच बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है ।! 

नचिकेता एक ऐसा ब्राह्मणकुमार था जिसका पिता जीवन की 
उपासना में ही छुल्ला गया था | अश्रतः उसने अपने मन में विचारा कि 
विद्या में कौन ऐसा गूढहु रहस्य है, जिसके कारण मेरे पूज्य पिता जी 
के समान ब्रह्मवेंता भी ठगे गये | उस रइस्थ को तो अवश्य जानना 
चा.यि। बिनीत वाणी में उसने हाथ जोड़ कर कहा--देव ! आप 
जीवन विद्या के अ्रनन्य आचाय॑ कहे जाते हैं | में उस जीवन विद्या के 
गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसके कारण मेरे पिता जी जैसे 
निस्प्द्द एवं तपस्वी को भी घोका हुआ | अतः आप कृपा कर मुझे उस 
जीवन विद्या का तत्व बतल्ाइये इसके सिवा अब मुझे किसी अन्य 
वरदान की श्रावश्यकता नहीं है |! 

नचिकेता की बातों को सुन कर यमराज स्तब्ध रह गये। उन्हें स्वृष्न 
में भी यह ध्य!न नहीं था कि दस साल के इस ब्राह्मण किशोर में सांसा- 
रिक तत््वों की इतनी आकुल जिज्ञासा होगी | थोड़ी देर तक चुप रहने 
के बाद वह गम्भीर सर में जभाई लेते हुए घोले--'कुमार ! तुम मिस 
जीवनविद्या की चर्चा कर रहे हो वह तो बड़े-बड़े देवों के लिए भी दुलंभ 
है| तुम शायद यह भूल गये कि मैं मृध्यु क्रा देव हूँ, जीवन का नहीं, मेरा 


४० उपनिषदों की कहानियाँ 


नाम ही मृत्यु है, जीवन विद्या का मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है | तुम 
कोई दूसरा बर माँगो | यह वर पाकर भी ठुम भल्ला क्या करोगे !? 

नचिकेता इस तरह धोके में पड़ने वाला बालक नहीं था। वह 
जानता था कि संसार में जीवन से बढ़कर दूसरी चीज कौन-सी है ? 
जो जिन्दगी के सब तत्त्वों को जान लेगा उसे धन सम्पत्ति या स्वर्ग के 
राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अनमोल हीरे को छोडकर मिट्टी 
का परौंदा लेना उसे क्‍यों पसन्द ग्राता ! उसने हृढ़ता प्रकट करते हुये 
कहा--'भगवन्‌ ! यदि वह जीवन विद्या देवताश्रों को भी दुलंभ है तब 
तो मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करके भी उसे पाना चाहूँगा। आप 
जो यह कह रहे हैं कि आप केवल मृत्यु के देव हैं उसी से तो मुझे 
मालूम हुआ कि आप जीवन के तत्तवों को पूर्णतया जानते हैं। क्योंकि 
जो अब्रन्धकार को जानता है वही प्रकाश की किरणों को भी पहचानता 
है | बिना एक के जाने दूसरे का परिचय कैसे हो पकता है ! में तो 
सममता हूँ कि श्रापके समान इस जीवन विद्या को सिखाने वाला 
दूसरा आचाय मुझे कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा | देव ! मैं इसके अति- 
रिक्त दूसरा कोई भी बर नहीं चाहता |? 

यमराज ने एक बार फिरनचिकेता को इस निश्चय से डिगाने का 
असफल प्रयत्न किया, उसने कहा--- कुमार | तुम्हारे लिये मैं संसार 
का समस्त धन-बैमव देने को तैयार हूँ | तुम चाहो तो में सैकड़ों वर्ष 
की लम्बी उमर तुम्हें दे दे | धरथ्बी का सारा राज तुम्हारा कर दूँ, ऐसे 
ऐसे रथ, घोड़े श्रोर हाथी दे दूँ जो इच्छा करते ही जहाँ चाहो पहुँचा 
देंगे | दास, दासी, राजभवन, सुन्दरी सत््री, पुत्र.ौत्रादि जो कुछ भी 
चाहो, तम्हारे लिए प्रस्तुत कर दूँ । स्व गंलोक और मृत्युलोक का सारा 
भोग विलास भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ मगर ऐसा बर मुझते मत माँगो, 
जिसकी देने की सामथ्य मुझमें है ही नहीं |? 

नचिकेता चुपचाप यमराज की चतुरता भरी बातें सुनता रहा । 
यमराज के इन प्रल्लोभनों का उसके मन पर कुछ भी अ्रसर नहीं पड़ा। 


नचिकेता का साहस॑ ४१ 


हि 5 कर 


हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में वह बोला--मृत्यु के देव ! आपसे 
यह कहना न पड़ेगा कि संसार की यह वस्तुएं, जिन्हें आपने मुझे देने 
की चर्चा की है, कितनी नश्वर हैं। एक क्षण के लिए भी इनका 
कोई ठिकाना नहीं है। भोग-विज्ञास, राज-काज, ख्त्री-पुत्र, हाथी-थोड़े 
यह सब किस मनुष्य के साथ-साथ मरने पर जाते हैं| लम्बी आ्रायु भी 
तो एक न एक दिन खतम हो ही जायगी। मुझे तो ऐसी वस्तु की 
जरूरत है, जिसके पाने से मरना नहीं पड़ता | में तो उस जीवन 
विद्या को पाना चाहता हूँ, जिसे जानकर आप कभी मरते नहीं | हे 
मद्दाराज | आपके समान परम शान्ति एवं सम्तोष देने वाले देवता 
की शरण में आकर भी कौन ऐसा अ्रभागा होगा जो इन श्रशान्ति 
और अ्रसन्तोष पहुँचाने वाली नाशवान वस्तुओं की कामना करेगा ! 
मुझे दूर मत फेकिए। अपनी अमोघ कृपा का भजन बना कर इस 
तरह भुलावे में डालने की आशा में श्रापसे नहीं करता । देव ! मुझे 
जीवन विद्या का शिष्य बनाइये और दूसरी बातें छोड़ दीजिए । 
मैं आपसे विना इस विद्या की प्राप्ति किए हुए कहीं अन्यत्र नहीं 
जा सकता |! 

यम की इस अम्म परीक्षा में उत्तीं होकर नचिकेता का मुख 
मण्डल सुवण के समान दमकने लगा। उसकी हृढ़ निश्चय से 
भरी बातें सुन कर यमराज और भी प्रसन्न हो गये। उनकी सहज करुणा 
फिर जाग पड़ी | दोनों भ्ुजाओं से बालक नचिकेता को उठा कर गले 
लगाते हुए यमराज्र ने गद्गद स्वर में कहा--मुनिकुमार ! तुम 
सचमुच धन्य हो | इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र के 
जीवन में एक बार ऐसा अवसर उपस्थित होता है, जब उसके सामने 
दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं| एक होता है श्रेय का श्र्थात्‌ सच्चे सुख 
ओर वास्तविक कल्याण का तथा दूसरा होता है प्रेय का अर्थात्‌ 
भोग-विलास से भरा हुआ, दूर से आकर्षक किन्तु आगे चलने 
पर अशान्ति, दुःख और कठिनाइयों से पूर्ण | इनमें पहला उन्नति 


४२ उपनिषदों की कहानियाँ 


अर्थात्‌ ऊपर चढ़ने का, मनुष्य से देवता बनने का है तथा दूसरा पतन 
अर्थात्‌ ऊपर से नीचे गिरने का, मनुष्य से राज्ञत बनने का | बेटा ! 
यह दोनों मार्ग मनुष्य को बड़े धोके में डालने वाले होते हैं। जो 
उन्नति का पहला श्रेय मार्ग मैंने बतलाया है बह देखने में बड़ा 
कंटकाकीण और पथरील्ा है | शुरूशुरू में उस पर चलना बहुत 
कठिन द्वोता है | ओर इसके विपरीत दूसरा पतन का जो प्रेय मार्ग 
है, वह शुरू-शुरू में बहुत सरल, मन को गुमराह करने बाला और 
सुविधाश्रं से भरा हुआ दिखता है। मनुष्य इनके पहचानने में धोके 
में पड़ ही जाता है | त॒म्हारी तरह बिरले ही लोग होते हैं, जो दूसरे 
को ठुकरा कर पहले पर अग्रसर होते हैं| वत्स | वही मनुष्य सच्चा बीर, 
विवेकी और भाग्यशाली भी है, जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के 
तत्वों को ढढ़ने में सब कुछ भुला देता है । मेरे बार-बार के प्रतोभन 
दिखाने पर भी जो तुम अपने निश्चय से नहीं डिगे, वह असाधारण 
, बात है। बड़े-बड़े देवता, ऋषि मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो 
जाते हैं। बत्स ! तुम धन्य हो । अब यें तुम्हें जीवन विद्या की शिक्षा 
अवश्य दूंगा क्योंकि तुम उसके सच्चे अ्रधिकारी हो | संसार में बहुत- 
से लोग अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि द्वारा इस जीवन विद्या को जानने 
के लिए प्रयत्न करते हैं ओर थोड़े अ्रंश में उसकी प्राप्ति भी उन्हें हो 
जाती है; पर उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में बह श्रोत-ग्रोत 
नहीं होती | स्वाथ, द्ेष, लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा से 
उसका सहज सम्बन्ध स्थापित नहीं होता | फल यह होता है कि कच्चे 
पारे की तरह शरीर के अ्रेग-प्रत्यंग से बह फूद पड़ती है। ऐसे 
अनधिकारी, न केवल संसार को ही वरन्‌ श्रपने श्रापको भी धोखा 
देते हैं| जो उस संजीवनी विद्या को सचमुच पाना चाहते हैं वह सच्नसे 
पहले तुम्हारी तरह उसे धारण करने की योग्यता प्राप्त करें | इसके 
लिए उन्हें संसार की सत्‌-श्रसत्‌ वस्तुओ्रों की मलीभाँति परीक्षा कर 
लेनी चाहिए | सांसारिक भोग-विलास से बिल्कुल अलग हो जाना 


नचिकेता का साइस ४३ 


चा हुए | मुनिकुमार ! अब में तुके उस जीवन विश्वा का उपदेश कर 
रहा हूँ | आज तक तुम्हारे समान इस जीवन विद्या का सच्चा 
ग्रधिकारी मुके कोई नहीं मिला | तुम सचमु व धन्य हो !? 

नचिकेता यम के दोनों चरणों पर अ्रपना शीश रख कर धुष्ठता 
के लिए ज्ञगा माँगने लगा | उस समय उसका हृदय कृतजश्ञता से भर 
उठथा। 

2९ जद ८ 

यम ने जीवन विद्या या ब्रह्मविद्या का यथेष्ट उपदेश देकर श्रन्त 
में कह्दा--'हि तात ! उस जीवन विद्या का मूल तत्त्व यही है कि जब्च 
मनुष्य की सारी इच्छाएँ बीत जाती हैं, जब मन सब प्रकार की मलिन 
वासनाओं से मुक्त दो जाता है, जब श्रन्त:करण में कोई कालिमा की 
रेखा नहीं रह जाती, तत्र यह शरीर से मरणशील मनुष्य अ्रमर बन 
कर उसी जीवन में ब्रह्म की प्रासि कर ब्रह्मानन्द में लीन हो जाता है, 
उसके हृदय की सारी गाँठ खुल जाती हैं ओर वह कभी नहीं मस्ता | 
यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे में तुम्हें बता खुका | अब तुम 
अपने घर को वापस जाओ और अपने पूज्य पिता के प्यासे नेन्रों 
को तृप्त करो |! 


सत्यकाम की गो-सेवा 


रे 

महर्षि हरिद्रुम के पुत्र गौतम अपने समय के आचार्यों में सबसे 
बढ़ें-चढ़े थे | उनके गुरुकुल में देश के कोने-कोने से सैकड़ों विद्यार्थी 
विद्या साखने के लिए आते थे। जिस समय की यह चर्चा है उस 
समय गुरुकुलों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, 
उनके खाने पीने ओर वस्त्र आदि का प्रबन्ध गुर की ओर से ही 
होता था | इसका यह श्रर्थ नहीं कि गुरु लोग इतने धनी होते थे, 
किन्तु बड़े-बड़े राजा एवं गहसुथ लोग उनकी आशा से सदा गुरुकुल 
में अन्न-वसत्र से सहायता किया करते थे। कुछ विद्यार्थी देहात से 
केवल अ्रपने खाने भर का श्रन्न माँग लाते थे । 

गोतम के गुरुकुल में अधिक भीड़ होने का कारण यह था कि 
वह अपने विद्यार्थियों के ऊपर कभी श्रप्रसन्न नहीं होते थे | उनका 
स्वभाव बड़ा दयालु था और पढ़ाने-लिखाने में भी वह वे-जोड़ थे | 
काठ के सम्रान जड़ बुद्धि वाले बालक भी उनके यहाँ से एक दिन 
परिडत बन कर घर लौटते ये । 

एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम में एक दस-बारह वष का 
बालक ब्रह्मचारी के वेश में आया, किन्तु न उसके द्वाथ में दूसरे 
ब्रह्नचारियों की तरह समिधा थी, न कमर में मुंज की मेखला थी, न 
कंधे पर मृगचर्म था और न कंठ में जनेऊ थी | किन्तु बालक बड़ा 
होनहार और स्वभाव से विनम्र दिख रहा था | गौतम के समीप 
जाकर उसने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और बोला--गुरुदेव ! 
मैं आपके गुरुकुल में विद्या सीखने के लिए आया हूँ । मेरी माँ ने 
मुझे आपके पास भेजा है | मैं ब्रह्मचयंपूवक रहूँगा परन्तु मेरा अभी 
तक यशोपवीत संस्कार नहीं हुआ है | भगवन्‌ | में श्रापकी शरण में 
आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए |? 


सत्यकाम की गो-सेवा ४ 


भोले-भाले किन्तु तेजस्वी बालक के यह शब्द गुरु गौतम के निर्मल 
हृदय में अंकित हो गये | उसकी सरलता और तेजरस्विता ने उन्हें 
थोड़ी देर के लिए विस्मित-सा कर दिया। थोड़ी देर तक श्रपने 
विद्याथियों की श्रोर देखने के बाद उन्होंने मृदु स्व॒र में पूछा--वत्स ! 
बहुत श्रच्छा किया जो तू यहाँ विद्रा सीखने के लिए. आया । तेरे पिता 
नहीं हैं क्या ! तेरा गोत्र क्या है ! में तुके अवश्य विद्या सिखाऊँगा।? 
गुरु को सम्मति सुन कर पास बैठे हुए विद्याथियों में काना-फूसी होने 
लगी | बालक ने तुरन्त ही विनम्र स्वर में जवाब दिया--शुरुदेव ! 
मैंने श्रपने पिता जी को नहीं देखा है ओर उनका नाम भी नहीं 
जानता | अ्रपनी माँ से पूछने के बाद मैं श्रापपों बता सकता हूँ। 
मेरा गोत्र क्या है, इसका भी कुछ पता मुझे नहीं है | किन्तु गुरुदेव ! 
इसे भी मैं माँ से पूछ कर बतला सकता हूँ । मैं आपकी सेवा में रात- 
दिन रहूँगा और ब्रह्मच्य का ठीक-ठीक पालन करूँगा |? 

बालक की मोली-भाली बातें सुनते द्वी गौतम की शिष्य मण्डली 
में एक दबी-सी खिलखिलाइट फूट निकली | अपने मेंह को बगल में 
बैठे हुए साथी के कान के पास ले जाकर एक शिष्य ने कहा-- 
भाई | अरब सुनो । दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, जिन्हें अपने 
पिता ओ्रोर गोन्न का नाम ही नहीं मालूम रहता | तिस पर वेद पढ़ने 
के लिए आया है | मालूम द्ोता है कि ब्राह्मण नहीं है | 

साथी ने कह्य--'मुझे भी ऐसा लग रहा है | लेकिन भाई ! है 
तो तेजस्वी | देखो न, बात कितनी गम्भीरता से कर रहा है, मुके याद 
है कि जब में पहली बार गुरुकुल में आया तो किसी से बोलने की 
हिम्मत ही नहीं पड़ती थी यद्यपि मेरे पिता जी भी साथ-साथ थे | मगर 
इसे देखो तो ऐसा लगता है मानो यहीं जनम भर से रहता है |? 

एक सयाना समझा जाने वाला शिष्य गौतम का मेँह लगा था | 
उसने मुसकराते हुए कहा --“गुरुदेव | क्या आपके गुरुकुल में ऐसे 
भी छात्र प्रवेश पा सकते हैं, जिनका यशोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ 


४६ उपनिषदों की कहानियाँ 


रहता | यदि ऐसा है तो कल में - भी दस-बीस छात्रों को ले श्राऊँगा 
जो पड़ोस के गाँवों में रहते हैं । 

ऋषि गोतम अभी उस सयाने विद्यार्थी की ओर ताक ही रहे थे 
कि एक एचेताने विद्यार्थी ने कहा--गुरुदेव | जिसको अपने पिता 
और गोत्र का नाम भी नहीं मालूम है क्या वह भी आपके यहाँ रह 
सकता है ?? 

आगन्तुक बालक गौतम के आश्रमवासी शिष्यों की इस छींटां- 
कशी को सममत रहा था | उनके इशारों और कानाफूसी का भाव भी 
समस्त रह्य था। पर उसका ध्यान गुरुदेव के शब्दों पर था। थोड़ी 
देर तक वह उसी तरह खड़ा रहा | गौतम भी उतनी देर तक जाने 
क्या-क्या सोचते रहे | 

फिर अपने सामने वाले विद्यार्थी की श्रोर देखते हुए. गौतम ने 
कह्टा--त्स | जिस छात्र का पिता नहीं है, उसका पिता गुरु है| 
मुझे ही उसका यजशोपत्रीत करना चाहिए। तुम जिन बालकों की चर्चा 
कर रहे हो यदि उनके भी पिता नहीं है तो में उन्हें सहर्ष आश्रम में 
लेने को तैयार हूँ, उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार मुझे करना पड़ेगा। 
तुम उन्हें ला सकते हो |! 

एचेताने विद्यार्थी के स्वभाव से गौतम परिचित थे अतः उसकी 
बातों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं था। फिर तो बालक की ओर 
दयालु भाव से देखते हुए वह बोले--'वेटा | अब तुम जाओ ओर 
अपनी माँ पे अपने पिता जी का तथा अपने गोत्र का नाम पूछ कर 
जल्द चले आओरो। तुम्हारं उपबीत संस्कार में तुम्हारे पिता ओर 
गोत्र के नाम की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें यह कष्ट दे रहा हूँ, 
तुम कुछ दूसरा मत समझना |? 

तेजस्वी बालक गुरुदेव के चरणों पर शीश रख कर तथा छात्र 
मंडली की श्रोर हाथ जोड़ कर प्रणाम करने के बाद अपने निवातत 
स्थान की और रवाना द्वो गया। थोड़ी देर तक उसकी विनय भरी 


सत्यकाम की गो-सेवा ४७ 


चेष्टा ने गौतम समेत उनकी छात्र मण्डली में निस्तब्धता का बाता- 
वरण पैदा कर दिया | उसके जाने के थोड़ी देर बाद गौतम ने शिष्यों 
को सम्पोधित कर कह्ा--वत्सों | किसी नये बालक के साथ तुम्हें 
सगे भाई सा व्यवहार करना चाहिए। देखो न, वह कितना सरल, 
तेजस्वी ओर होनह्वार बालक है |? 
शिष्य मरडली एकदम चुप हो गई थी। 
भ८ 9८ »८ 
दूसरे दिन प्रातःकाल गौतम की शिष्य मण्डली नित्य कर्म से 
निवृत्त होकर गुरु के पास पाठ पढ़ने के लिए श्रा गई थी | गुरु उन्हें 
पाठ पढ़ाने था ही रहे थे कि वह तेजस्थी बान्तक उसी वेश-भूषा में 
फिर आ गया | कल की तरह उसने फिर गुरु को दण्डबत्‌ प्रशाम कर 
शिष्य मण्डली की श्रोर हाथ जोड़ कर अमभिवादन किया | गौतम ने 
बैठने का आदेश देते हुए पूछा--“दत्स | अच्छा हुथ्रा तुम आ गये । 
आज ही शुभ मुहूर्त में तुम्हारा उपवीत संस्कार प्रारम्भ कर देना 
च।हिए | अ्रपनी माँ से पिता का नामऔर गोत्र तो पूछ आए हो न ९? 
बालक ने खड़े होकर जवाब--दिया--'दाँ गुरुदेव ! माता जी 
से पूछ आया हूँ। माँ ने कहा है कि मेरे पिता जी का नाम उसे भी 
मालूम नहीं है । वह अपनी युवावस्था में श्रभेक साधु-सन्‍्तों की सेवा 
में लगी रहती थी, नहीं दिनों में उसे गम भी रह गया था। जिससे 
गर्भाधान हुआ था उस नाम ओर गोत्र मेरो माँ को भी मालूम 
नथों है। उसने यह कहा है कि गुरुदेव से जाकर यह सब ब.तें इसी 
तरह कह देना । और यदि माता के नाम से उपबीत संस्कार हो 
सकता हो तो मेरा नाम जबाला बतला देना | बस यही उसने कहां 
है | श्रव आपकी जो आशा हो |! ु 
शिष्यों की उत्छुक मण्डली में जोर का तहलका मंच गया | उस 
एचेताने विद्यार्थी ने अपने बगल में बैठे हुए एक साथी से कहा-- 
भैंने तो तुरन्त ही यह अन्दाज लगा लिया था कि दाल ये कुछ 


श् उपनिषदों की कहानियाँ 


काला जरूर है |? साथी ने कहा--'भाई ! जो भी हो! बालक है 
तेजस्वी श्रौर सत्य बोलने वाला। ऐसी बात तो मैं अपने बारे में 
सच होने पर भी कभी नहीं कह सकता था ।! 
शिष्यों की ओर दृष्टि फेरते हुए गौतम ने कद्दा--वत्सों | तुम्हें 
ऐसे सत्यनिष्ठ और निर्भीक बालक की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी 
चाहिए |! फ़िर बालक की ओझोर बैठने का इशारा करते हुए वह 
बोले--बिटा, ठ॒म्हारी बातें सुन कर मुझे यह निश्चय हो गया कि तुम 
सब्चे ब्राह्मण-कुमार हो। में तुम्हारा नाम सत्यकाम रखता हूँ। मैं 
तुम्हें शिष्प रूप में अंगीकार कर सारी विद्याएँ सिखाऊँगा | शिष्यो ! 
इस सत्यकाम का उपवीत संस्कार आ्राज ही प्रारम्भ होगा; तुम सब 
जाओ ओर सब सामग्री इकट्ठछी करो |! 
गौतम की निश्चय मरी वाणी सुन कर शिष्य मण्डली चित्र के 
समान ठगी-सी बैठी रह गयी । थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद 
काना-फूसी करते हुए वह उठे ओर कई मीडों में बेंट कर उपनयन 
संस्कार की सामग्रियाँ इकट्ठी करने के लिए इधर-उधर चले गये | 
शुभ मुहृत में सत्यकाम का उपनयन संस्कार सम्पन्न किया गया | 
गौतम की पत्नी ने अपने इस प्रिय शिष्य की कटि में मंज मेखला 
पहिनाई | आज से जबाला का पुत्र होने के कारण उत्तका नाम 
जाबाल भी रता गया। इस तरह सत्यकाम जाबाल नाम से वह 
गौतम के गुरुकुल में विख्यात हुआ यद्यपि बहुतेरे छात्र उसके प्रति 
गौतम का अ्ट्ूट स्नेह देख कर मन ही मन जलते थे पर उसकी विनीत 
वाणी श्रौर विनम्न स्वभाव से मुख पर कुछ कहने का साहस उभमें 
भी नहीं होता था | 
है हर है 
यज्ञोपवीत के चार दिन बीत गये । पाँचवें दिन प्रात:काल हवन 
कर लेने के बाद गौतम ने सत्यकाम को पास बुला कर श्रन्य शिष्यों को 
सुनाते हुए कहा--जेटा सत्थकाम | आज से तुके एक सेवा का काम 


सत्यकाम की गो-सेवा है 


सांपता हूँ, उसके लिए वुझे श्राश्रम से बहुत दूर वन में जाना पड़ेगा ।' 

सत्यकाम ने हाथ जोड़ कर कह्ा--'गुरुदेव ! मेरा आश्रम वही 
है, जहाँ रहने के लिए श्रापकी आज्ञा होगी। मुझे गुरुदेव की क्या 
सेवा करनी पड़ेगी ९? 

शिष्प मण्डली गौतम की बातें सुनने के लिए उत्सुक हो उठी | 
चारों ओर आँखें फेरते हुए गौतम ने कहा--वत्स | मेरे पास इस 
समय चार सो गोएँ हैं, इनको ठीक से खानेलने को यहाँ नहीं 
मिलता | बहुत्त-सी एकदम बुडढी ओर बेकाम भी हो गई हैं । मैं 
चाहता हूँ कि तुम इन सब को साथ लेकर सुदूर वन में चले जाश्रो 
और वहीं रह कर चराओ्ो | जिस दिन इनकी संख्या चार सौ से बढ़ 
कर एक सहख्॒ की हो जायगी, उसी दिन लोट कर आने पर तुम्हारा 
स्वागत किया जायगा | बोलो ! तुम्हें स्वीकार है न ? 

सत्यकाम का हृदय प्रतन्नता से भर उठा, हाथ जोड़ कर 
गंदगद्‌ कण्ठ से वह बोला--गुरुदेव ! अपनी आश्ञा दे देने के बाद 
ग्राप जो यह पूछते हूँ कि स्वीकार है न? यही मेरा अभाग्य है| 
आपकी ब्राज्ञा हो मेरे जीवन का ध्येय है। में सहष तैयार हूँ, मुझे 
जाने की श्राज्ञा दीजिए |? 

शिष्य मण्डली में से एक भावुक छात्र ने कद्ा--गुढंजी ! यह 
छोटा बालक बेचाग अकेले चार सो गोशं की रखवाली किस तरह 
कर पाएगा ? दो एक सहायक इसके साथ और भी कर दीजिए |? 

सत्यकाम ने कह --'भाई | मुझे सहायकों की जरूरत नहीं है, 
गुरुदेव की आज्ञा ही मेरी सहायक है |? 

पहले गाय चराने वाले एक शिष्य ने अपने उस साथी से, जो 
सहायक की बात कर रहा था, कान में कद्दा--'अ्रजी | जाने भी दो । 
मन्द बुद्धि मर जायगा । इतनी गौओ्ं! का संमालना श्रासान काम नहीं 
है, अभी इसको कभी का अनुभव नहीं है कि गुरु जी की गोएँ कितना 
परेशान करती हैं |! 

है 


पू० उपनिषदों की कहानियाँ 


दूसरे साथी ने कहा--'भाई सत्यकाम ! यहाँ तो कह ले रहे हो 
मगर वहाँ जब जंगली पशु गौश्रों के ऊपर दृथ्गे तो तुम श्रकेले क्या 
कर सकोगे ९! 

सत्यकाम ने कह्ा--गुरुदेव का आ्राशीर्वाद उन हिंसक जंगली 
पशुश्रों को भी मार कर भगा देगा | मुझे उनका तनिक भी भय 
नहीं है |? 

गोतम की शिष्य मश्डली के सब विद्यार्थी एक दूसरे का मेँह 
ताकने लगे | किसी में श्रव इतनी ताब नहीं रही जो सत्यकाम का 
परिदास कर सकता | गौतम ने उसका शिर सहलाते हुए कहां-- 
बेटा ! तेरे साहस श्रोर उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। 
तुमे संसार में कोई भी कठिन काम न होगा | हिमालय का दुर्गम 
शिखर और अ्रतल समुद्र की मीषण लहरें भी तुम्हारे मार्ग में बाधा 
नहीं डाल सकतीं, वन्य हिंधक पशुओं की क्‍या शक्ति है !! 

सभी लोग चुप थे | गौतम ने छाती से लगा कर सत्यकाम को 
आ्राशीवांद दिया | वह गौश्रों के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो 
गया | गुरुदेव के चरणों की धूल को ललाट में लगाकर उसने शिष्य 
मण्डली का अभिवादन किया | सब लोग ताकते रह गये | तेजस्वी 
सत्यकाम ने गोशाला की ओर जाते हुए गुरुपल्नी को भी प्रणाम किया 
ओर विधिवत्‌ श्राशीर्वाद अहण कर जंगल की ओर प्रस्थान किया | 
उसके हाथ में एक लाठी थी, कंधे पर सृगचर्म तथा कमणडल और 
पीठ पर गुरुपत्नी के दिये हुए पथ के लिए कुछ उपहारों की एक गठरी, 
जो लटक रही थी श्रोर उसके साथ चल रही थीं चार सों दुबंल गौएँ | 

गौश्ों को साथ लेकर सत्यकाम नेऐसे सुन्दर वन का मार्ग पकड़ा, 
जिसमें गौश्रों के लिए चारा, जल और छाया की अनेक सुविधाएँ 
थीं। कभी वह आगे-आगे चलता और कभी पीछे-पीछे | किसी गाय 
की पीठ पर थपकियाँ देता और किसी का मुख चूमता | छोटे-छोटे 
बछुड़ों के साथ उसका भाई जैसा स्नेह हो गया | मार्ग में जिधर वह 


सत्यकाम की गो-सेवा पूरे 


चलता उसी और सारा का सारा कुएड उमड़ पड़ता। इस प्रकार 
चलते-चलते उस सुन्दर, सघन, हरे-भरे प्रदेश में बह पहुँच गया, 
जिसको लालसा में थ्राश्रम से चला था | वहाँ पहुँच कर उसने देखा 
कि कोसों तक एक सपाट मैदान है, जिसमें लम्भी-लम्बी घारसें उगी हुई 
हैं, सत्न छायादार वृज्षों की कतारें हैं, छुट्टों ऋतुश्रों में निमंत्त जल 
से भरी रहने वाली कई पवित्र बरावलियाँ हैं।न वहाँ बहुत ठंढक 
पड़ती है न भीषण गर्मी | दूर से ही शोतल, मंद, सुगन्धित पवन के 
शांतिदायी मँकोर गौश्रों समेत उसका स्वागत करते हुए मानों बुला 
रहे थे | उस सुन्दर वन्य प्रान्त में पहुँच कर सत्यकाम ने गोश्रों को 
रुकने की आवाज दी और स्वयं अपने लिए एक छोटी-सी कोपड़ी के 
प्रबन्ध में लग गया | मोपड़ी को तैयार कर वह तन मन से गुरु की 
आशा में लग गया | रात दिन गो-चारण के सिव। वहाँ उसके लिए 
दूसरा काम ही क्‍या था ! थ्रास-पास के रमणोय सष्टि-सोन्दय में वह 
इतना तन्मय हो उठा, गोश्रों की स्नेह भावना में इस प्रकार लीन 
हो उठा कि कभी एक कण के लिए भी उसे अपने अ्रकेलेपन का 
स्मरण नहीं हुआ। | एक-एक कर दिन पर दिन बीतते चले गये। वन 
की स्वच्छुन्द प्राकृतिक सुविधाश्रों में पल्ल कर गौश्रों की संख्या में 
आशातीत वृद्धि हुईं | जा श्राश्रम से आने पर निरी बचछियाँ थीं वे 
तीन द्वी चार वर्षों में द-दो तीन-तीन बचछुड़ों की माँ बन गया 
बुडढी गोएँ भी जवान को मात करने लगीं। इस प्रकार सत्यकाम 
का वह आश्रम एक गुरुकुल द्वी हो चला | गोश्रों के छोटे-छोटे बचछड़े 
उसको आगे-पीछे से घेर कर कूदते-फाँदते निकल जाते | उनको सत्यकाम 
विविध नामों से जन्न जब पुकारता तो भीड़ में से उछुलते हुए उसके 
ऊपर चढ़ने को वह आतुर हो उठते। वह उनका कभी तो मुख 
चूमता और कभी मीठी थपकियाँ और यपेड़े देकर कोई उलाइना 
देता | यदि संयोग से कोई गाय बीम।र हो जाती तो वह तन मन से 
उनकी सेवा में जुट जाता, जब्र तक वह अच्छी न होती तब तक 


प२ उपनिषदों की कहानियाँ 


ग्रन्न-जल भी न ग्रहण करता। बड़े-बड़े बलवान गजराज की तरह 
ऊँचे बैलों की भीड़ देख कर सत्यकाम के हृष का बारापार न रहता | 
इस तरह उसके चार-पाँच वर्ष बीत गये। चार सो गोश्रों की संख्या 
सत्यकाम के अनजाने में ही सहख से अधिक हो चुकी थी, पर उसे 
इसका पता नहीं था | वह कभी इनको गिनता तो था नहीं, जा तुरन्त 
ध्यान जाता, क्योंकि उस अपार सनन्‍्तोष और शांति में वह अपना 
जोबन चला रहा था, जिसमें मनुष्य का ध्यान हिसाइ-किताब भूल कर 
केवल काम पर रहता है 

एक दिन प्रातःकाल सत्यकाम सूथ को शअ्रध्य दे रहा था कि पीछे 
खड़ी हुई बैलों की भीड़ में से मनुष्य की-सी आ्रावाज आयी--“सत्य- 
काम |” सत्यकाम के लिएउस निजन वन में ऐसा मानव-स्वर चार-पाँच 
॥्षों से अपरिचित हो चला था। आवाज सुनते ही उसका ध्यान बट 
गया । पीछे देखा तो एक बलवान ऊँचा वृषभ आगे बढ़ कर उसकी 
औ्रोर ताक रहा है। सत्यकाम ने कहा--'भगवन्‌ | क्या आशा है !? 

बृषभ ने कहा--'वत्स | श्रव हमारी संख्या सहस्त से ऊपर दो रही 
है | अब हमें आच।य के पास ले चलो। अपनी अट्टूट सेवा से तुम 
ब्रह्मशान के अविकारी वन चुके है । मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें अह्मशान 
के एक पाद (अंश) का उपदेश कर रहा हूँ !! 

सत्यकाम ने हाथ जड़ कर आदरपूवक कहा--“भगवन्‌ | आपके 
उपदेश को प्राप्त कर मेरा जीवन छुफल हो जायगा |! 


८ ह 4 

वृषभ ने सत्यकाम को ब्रह्मशान के एक अंश का उपदेश देने के बाद 
कहा-“वत्स | इस अश का नाम प्रकाशन है। अगल। उपदेश तुम्हें स्वयं 
अग्निदेव करेंगे! इतना कहने के बाद वृष्म का मानवीय रुत्र बन्द हो 
गया ओर वह साधारण वृषम की भाँति भीड़ में जाकर जुगाली कर ने लगा। 

ब्रह्मतान के एक अंश को ग्रहण करने के बाद सत्यकाम का 
ललाट तेज की अधिकता से दींसमान हो उठा, हृदय में शान्ति छा 
गयी ओर मन एक अलोकिक सन्तोष से भर गया | 


सत्यकाम की गो-सेवा परे 


दूसरे दिन प्रतत:काल सत्यकाम गौश्रों को लेकर गुरुकुल की श्रोर 
जब रवाना होने लगा, तब वहाँ के पशु-पत्षी तथा लता-गुल्म तक 
उदास हो गये। रास्ते में उसने पहली रात बिताने के खयाल से 
सूर्यास्त के समय एक सुरम्य प्रदेश में डेरा डाल दिया और गौश्नों के 
शान्तिपूर्वक बैठ जाने के बाद अग्नि में हवन करने बैठ गया । पहली 
आहुति डालते ही यज्ञाग्नि की ज्वाला से अग्नि नारायण प्रकट हुए 
और बोले--वित्स सत्यकाम !? 

सत्यकाम ने हाथ जोड़ कर गदुगद स्वर में कहा- भगवन्‌ ! क्या 
आशा है ९! 

अग्नि नारायण ने कहा--“सौम्य ! तुम अक्मज्ञान के पूर्ण अधि- 
कारी हो चुके हो, में ठम्हें ब्ह्मशान के द्वितीय पाद का उपदेश करूँगा। 
इसका नाम अ्रनन्तवान्‌ है, अगला उपदेश तुम्हें हंस करेगा |? 

सत्यकाम ने कहा--“मगवन्‌ | आपके उपदेश से मेरा जीवन 
धन्य हो जायगा |? 

)८ >< भ८ 

अग्नि नारायण सत्यकाम को ब्रह्नज्ञान के द्वितीय ओश का उपदेश 
कर वहीं अन्तहित हो गये | सत्यकाम की लौकिक कामनाएँ अग्नि 
नारायण के उपदेश से विल्लीन हो गयीं | रात भर वह उसी उपदेश 
का मनन करता रहा | दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही गोश्ों को साथ 
लेकर वह आगे बढ़ा और संध्या समय एक सुन्दर सरोवर के सुरम्य तट 
पर ठहर गया | गौश्नों के लिए निवास की व्यवस्था करने के बाद वह 
पिछले दिन की तरह यज्ञाग्नि को जला कर साधना में लीन हो गया | 
इतने ही में पूव दिशा से एक सुन्दर हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया 
ओर सत्यकाम के समीप बैठ कर बोला--सत्यकास !! 

सत्यकाम की समाधि भंग हुई | हाथ जोड़ कर गदुगद स्वर में 
विनीत भाव से वह बोला--मगवन्‌ !! बया आज्ञा है ? 

हँस ने पंख को फड़फड़ाते हुए कहा--“त्स सत्यकाम ! तुम्हारी 


पड उपनिषदों को कहानियाँ 


साधना से प्रसन्न होकर में तुम्हें अल्नज्ञान के तुतीय पाद का उपदेश 
करने के लिए आया हूँ | इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ है, इसके बाद का 
उपदेश तुम्हें एक जलकुक्कुट करेगा।! 

सत्यकाम धन्य हो गया | बोला--“भगवन्‌ [ श्रापक उपदेश रूपी 
अमृत को पान कर मेरी जोवन-वाधा छूट जायगी 

श १4 हु 

हंस सत्यकाम को ब्रह्मज्ञान के ज्योषिमान्‌ अंश का उपदेश कर 
वहीं अन्तर्धान हो गया | सत्यकाम अ्रत्न सचमुच ज्योतिष्मान्‌ हो गया | 
तेज की अनुपम आ्राभा से उसके शरीर की कानिति और भी मलकने 
लगी | रात भर वह ज्योतिष्मान्‌ ब्रह्म की आराधना में लीन रहा ओर 
दूसरे दिन प्रातःकाल गौओ को हाँक कर गुरुकुल के मार्ग पर आगे 
चला | सन्ध्या आयी ओर एक विशाल्न बट वृक्ष के नीचे गोश्ों के 
विश्राम की व्यवस्था कर सत्यकाम समीप की बावली में सन्ध्या वन्दन 
के लिए चला गया | प्रतिदिन की भाँति हवन के लिए अग्नि जलाने 
के बाद श्राहुति डालते समय सत्यकाम के सामने एक जलसुर्गी आकर 
खड़ी हो गई ओर प्यार भरे स्वर में बोली--/बत्स सत्यकाम ! 

सत्यकाम 3ठ कर खड़ा हो गया । और हाथ जोड़ कर विनीत स्वर 
में बोला-- 'भगवर्ति | क्या भ्राज्ञा है ? 

जलमुर्गी सत्यकाम को बैठने का श्रादेश करती हुई बोली-- 
धत्स | तुम्हारी साधना अब पूरी हो गई है | ब्रह्नशान के तुम अधि- 
कारी बन चुके हो | इसीलिए तुम्हें बृधम रूपधारी वा ने, साक्षात्‌ 
अग्निदेव ने तथा हंस रूपधारी सूर्य न ब्रह्नज्ञान के तीन चरणों का 
उपदेश [कया है। श्र में तुम्हें ब्रह्मशान के अन्तिम चतुर्थ पाद का 
उपदेश करूँगी | इसका नाम श्रायतनवान्‌ है | इसे सीखने के श्रनन्तर 
तुम अल्मज्ञान के पूर्ण पणिड्त बन जाओ्रोंगे | 

सत्यकाम सुनने के लिए सावधान हो गया | जलसुर्गी उसे बह्म- 
ज्ञान का उपदेश कर उड़ गयी | सत्यकाम रात भर पाठ के मनन में 


सत्यकाम की गो-सेवा पूपू 


लीन रहा | दूसरे दिन प्रातःकाल गौश्नों को साथ लेकर वह गुरु के 
ग्राभम की ओर चल पड़ा ओर सायंकाल होने में अभी कुछ देर ही 
थी कि पहुँच भी गया । श्राश्रम में गोश्रों की लंबी मीड़ देख कर गौतम 
का हृदय प्रसन्नता से भर उठा | उन्हें गौश्रों की संख्यावृद्धि से अधिक 
सुख सत्यकाम की सफलता से मिल रहा था | 

सत्यकाम ने जाकर गुरु के चरणों में सादर प्रणाम किया | गुरु- 
पत्नी के चरण छुए और गौश्रों को गोशाला की ओर करके स्वयं गुरु 
के पास खड़ा हो गया | इसी बीच आश्रम की शिष्यमंडली में सत्य- 
काम के वन से वापस आ ने की चर्चा पहुँच गयी । जो जहाँ रहे वहीं से 
उसे देखने के लिए दौड़ पड़े । चारों ओर से शिष्यों को भारी भीड़ 
गौतम और सत्यकाम को घेर कर खड़ी हो गयी । लोगों ने देखा कि 
सत्यकाम ग्रब वह बालक सत्यकाम नहीं रह गया है| इन चार वर्षों 
के बीच में उसका तेजस्वी शरीर बअह्मवर्चंस की अनुपम श्राभा से देदीत 
हो उठा है, आँखों में बिजली की-सी चमक आ गई है, ललाट पर 
चन्द्रमा सी मनोहर आभा है ओर सभी वाह्य इन्द्रियों से मानसिक 
प्रसन्नता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। उसका सुन्दर मुख सूर्य के समान 
तेजोमय किन्तु कमल के समान मनोहर लग रहा है | इतने थोड़े समय 
में गौश्रों की संख्या-बृद्धि करके उसकी सेवा, धीरता, सत्यनिष्ठा श्रोर 
लगन ने सब को मोह लिया | गौतम ने बैठने की श्राज्ञा देते हुए सत्य-. 
काम से कहा--वत्स ! तुम्हारे चेहरे को शान्ति ओर शरीर की कान्ति 
से मुझे यह निश्चय हो रहा है कि तुम केवल हमारे कोरे सत्यकाम ही 
नहीं रह गए हो वरन्‌ सेवावृत्ति से ब्रह्मतेज का श्रेश भी तुम में आ 
गया है | क्या बन भें किसी गुरुचरण की कृपा तुम पर हो गई थी !? 

सत्यकास ने कहा--शुरुदेव ! मुझे मार्ग में ऐसे चार दिव्य 
प्राणियों ने ब्रह्मज्ान का उपदेश किया है जो आपही की भाँति एक 
एक से बढ़कर तेजस्वी मालूम पड़ते थे |? 

गुरु के पूछने पर सत्यकाम ने ज्ञार्ग की सारी बातें गोतम को 


घ६ उपनिषदों को कहानियाँ 


बतला दीं। गौतम ने सम्मान भरे स्वर में कहा--“वत्स ! तुम्हारीसत्य 
की साधना ने ही तुम्हें आज रुफलता के द्वार पर ला पहुंचाया है। 
तुम घन्य हो | ठम्हारे जैसे पुत्ररत्नां को पाकर ही पृथ्वी का भार कम 
हो सकता है | तात ! अपने अश्यापन जीवन में मैंने तुम्ह।रे समान 
सत्यनिष्ठ,सच्चरित और घैयशील छात्र को कभी नहीं पाया था। तुम्हारी 
सेवामावना ओर ज्ञान की प्यास के जितनी प्रशंसा को जाय, थोड़ी है | 

सत्यकाम गुरु गोतम के अमृदवर्षी प्रशं »त्मक वाक्‍्यों को सुन कर 
कृतश्ता के बोक से दबने-सा ल'ग | उसे बोध हुआ कि हमारे गुरुदेव 
कितने दयालु और महात्मा हैं | हाथ जोड़ कर उसने कहा--गुरुदेव ! 
ग्रापके आशीर्वाद ओर सत्कामना ही का तो फल मुझे मिला है, 
अन्यथा मेरी योग्यता ही क्या है ! आप जैसे गुर के समीप में रह कर 
यदि मैंने कुछ सीख लिया है तो उसमें मेरा कया है !ब्रह्मज्ञ।न के चारों 
श्ंशों का उपदेश यद्यप्रि मैंने भत्ती माँति अहृण कर लिया है, पर 
आपकी दी हुई विद्या से ही उसकी सफलता मुझे मिलेगी | में चाहता 
हूँ कि आप मुझे उनका पुनः यथेष्ट उपदेश कोजिए, | आ्रापके उपदेशों 
के बिना मुझे पूर्ण शान्ति नहीं मिल रही है |? 

इस प्रकार बिनीत सत्यक्षाम के श्रतुरोध पर गोतम ने उससे 
कहा--वत्स | ब्रह्मविद्य। का जितना उपदेश तुमने प्राप्त किया है, वही 
उसका परम तत्व है | अब तुम्दारे लिए इस चराचर जगत्‌ में कोई 
भी वस्तु अशेय नहीं है। यह सब तुम्हारी गो-सेबा का महान्‌ पुण्य 
फल है | उसके प्रसाद से ही तुम्हें यह शिद्नि प्राप्त हुई है / 

सत्यकाम ने गुरु के चरणों पर मत्तक रख कर गद्गद स्वर में 
कहा-- किन्तु गुरुदेव | उस ४-सेवा का अवसर देने बाली तो श्राप 
की महान्‌ कृपा ही है न |?! 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ से । 


उपषस्ति की कठिनाई 
|. ही | 


हस्तिनापुर से लेकर पंजाब के पूर्वी भाग का नाम प्राचीन काल 
में कुरु प्रदेश था | यहीं पर राजा कुरु का वह ज़्ेत्र भीथा जहाँ 
कौरवों श्र पाण्डवों के बीच में होने वाले महाभारत. का युद्ध हुआ 
था । यहाँ पर बहुधा पानी कम बरसता है। संयोग की बात, एक 
बार उसी कुरु प्रदेश में भीषण वृष्टि हुईं | दस-बारह दिनों तक 
लगातार वृष्टि होती रही और एक घण्टे के लिए भी बुदाबाँदी बन्द 
नहीं हुई | उसका परिणाम यह हुआ कि सारा देश चौपट हो गया । 
लाखों जानें चली गयीं, हजारों मकान नदियों की धारा में बह गये, 
सैकड़ों गाँवों का कद्दीं कोई पता ही नहीं रह गया । सारी फसल चोपट 
हो गया, जो कुछ अन्न शहस्थों के घर में था वह सब भी इस बाढ़ 
में नष्ट हो गया ओर सारा देश अ्रकाल से अस्त हा गया | लोग फूटे 
अन्न के लिए. तरसने लगे | उस समय रेल्न-तार की सुविधा तो थी 
नहीं, जो बाहर से कुछ सदह्दायता पहुँचाई जाती, सारे देश के लोग 
भोजन की खोज में बाइर चले गये और जो अपाहिज थे, चल फिर 
नहीं सकते थे, वे मृत्यु के कराल गाल में चल बसे । 

उसी कुरु प्रदेश में सरस्वती नदी के पविन्न तट पर एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण चक्र का निवास स्थान था | वह अपने समय के बहुत बड़े 
विद्वान्‌ माने जाते थे। दूर-दूर से सैकड़ों विद्यार्थी आ-आा कर उनके 
गुरुकुल में अध्ययन करते थे। चक्र की मृत्यु के बाद उनके पुन्न 
उषास्त गुरुकुल का काम चलाने लगे । वह भी चक्र कौ तरह बहुत बड़े 
विद्वान थे | उस भीषण बाढ़ में नदी तट पर होने के कारण जब 
आश्रम का कोई पता नहीं रहा और सब शिष्य मए्डली भी आहार 


पद उपनिषदों की कहानियाँ 


वी कमी से पढ़ाई छोड़ कर चली गयी तब उषस्ति भी अपनी नव पत्नी 
ग्राटिकी को साथ लेकर आहार की चिन्ता में बाहर निकले। 
आटिको का ब्याह हुए अभी थोड़े ही दिन बीते थे, वह श्रभी इतनी 
सथानी नहीं हुईं थी कि मार्ग की कठिनाइयों का सामना कर सके | 
इसलिए उपस्ति के साथ पैदल चलते-चल्ते उसके पैर सूज आये, 
तलुबों में छाले पड़ गए. और सारा शरीर थकान से चूर-चूर हो 
गया | ऊपर से प्रचंड धूप की ज्वाला! में उसकी आँखें अन्न के एक- 
एक कण के लिए भी लालायित थीं | उषस्ति जैसे विद्वान को देश 
में या परदेश में जो इतनी कठिनाई उठानी पड़ी उसका कारण भीषण 
दुष्काल था | जब किसी के पास अपने ही खाने भर का श्रन्न नहीं 
था तो अतिथि, गुरु, पुरोहित की चिन्ता कैसे की जाती । श्राह्वर की 
खोज में वह इतने परेशान हुए कि जिन्दगी में इसका कभी अन्दाजा 
भी नहीं हुआ था | जिनके हाथ बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ कभी हीरे- 
जवाहर के लिए भी नहीं खुले थे वही मार्ग में एक मुद्ठो अ्रन्न के लिए 
इधर-उधर बॉसों जगह शिर मार कर रह गये पर कहीं भी सफलता 
नहीं मिली | अन्त मं आदिकी एक जगह हताश होकर प्राण त्यागने 
पर उतारू हो गयी | उषस्ति का द्वदय विधि की इस विडम्बना पर 
विद्रोही हो उठा कि जो कभी सैकड़ों विद्याथियों का पोषक था वही 
आज एक मुद्ठी अ्रन्न के लिए अ्रपनी स्त्री को मृत्यु देख रहा है | थोड़ी 
देर तक दोनों प्राणी एक वृक्ष की छाया में इधर-उधर देखते हुए बैठे 
रहे | संयोग अच्छा था| पूर्व देश के पाँच-छु पथिक जिनके पास 
कुछ अन्न शेष बच गया था | उसी मार्ग से कह्दीं जा रहे थे, श्राटिकी 
की विपदा उनसे सही नहीं गयी | अगले दिन की कोई चिन्ता न 
करके एक दयालु पथिक ने आटिकी के लिए अपना बचा-खुचा अन्न 
दे दिया | उसे खाकर आटिकी की प्रियमाण जीवन-ज्योति कुछ देर 
के लिए टिमटिमाने लगी। तदनन्तर उपषस्ति ने प्रोत्साहन देते हुए 
परिहास के स्वर में उससे कह्ा--प्रिये | अभी विधि को हम लोगों 


उपस्ति की कठिनाई भू 


की जोड़ी कुछ दिनों तक कायम रखनी है | चलो आगे बढ़े ! सुनने 
में आ रहा है कि उधर कोशल प्रदेश में इतना अ्रकाल नहीं पढ़ा 
है, वहाँ खाने भर का भोजन तो आसानी से मिल जाता है। तो फिर 
हम ब्राह्मणों को खाने-पीने को वहाँ कोई कमी नहीं पड़ेगी, केवल 
पहुँचने भर की देर है ।! आटिकी उठ बैठी, और पति के पीछे-पीछे 
धीरे-धीरे चलने लगी | दस-बारद दिनों से उषस्ति को भी श्रन्न देवता 
के दशन दुलंभ हो गए. ये | पेड़ की पत्तियों को खा-खाकर कब तक 
चल सकते थे | उसी दिन सन्ध्या होते होते उनके साहस ने भी जवाब 
दे दिया | ब्रह्मचय के कारण तेजस्वी शरीर ने इतने दिनों तक साथ दिया 
पर इंधन के अभाव में आग कब तक जलती रहे। उनके भी पैर 
लड़खड़ाने लगे, कमजोरी के कारण श्राँखों में बार-बार श्रासू आने 
लगे, पेट में आँतें एक दूसरे से चिमट कर सूख-सी गयीं | गला भी 
सूख गया ओर हड्डियों में दर्द होने लगा | श्रव तक जो मार्ग मनोहर 
कथाश्रों के कहने-सुनने में कट रहा था वह अ्शक्ति के कारण बोलना 
बन्द कर देने से एकदम दुवह बन गया। आरादिकी अपने प्राणपति 
की इस दुदंशा को अपनी आँखों से देख रही थी, पर क्या करती [ 

सन्ध्या हो गयी | सूय की किरणें वृक्षों की चोटियों पर अपनी 
अगखिरी शक्ति का परिचय करने लगीं | मध्याह् का तेजस्वी भास्कर 
आग के एक निर्धूम गोले के समान॒पश्चिम के ज्षितिज पर दिखाई 
पड़ने लगा | यह बेला उपषस्ति के सन्ध्या-वन्दन की थी | पर आ्राज 
उन्हें यह मालूम हुआ मानों सूर्य के समान उनके जीवन सूर्य का भी 
सदा के लिए श्रवसान होने वाला है | एक जलाशय के समीप पहुँच कर 
उषस्ति ने आटिकी से कहय--प्रिये | थोड़ी देर के लिए. रुक जाश्रो, 
सम्ध्यावन्दन तो कर लूँ। कौन जाने कल का सूथ मुझे न मिले |” आखिरी 
बातें करते समय उषस्ति का मुरकाया मुखमण्डल प्रदीत हो उठा। 
तरल आँखों से मोती की दो बंदे बाहर निकल कर धारा बनाने लगी | 

आपटिकी ने अपने कमल के सप्तान कोमल द्वाथों से पति के श्आाँसू 


६० उपनिषदों की कहानियाँ 


को पोंछुते हुए कह्ा--अाणनाथ ! ऐसा क्‍यों कहते हो ! दोपहर को 
तो तुमने कहा था कि अभी हमारी जोड़ी बहुत दिनों तक बनी रहेगी 
सो अभी क्यों ऐसी बात जबान पर लाते हो। मेरा मन कह रहा है 
कि आगे वाले गाव में तुम्हें कुछ खाने को अवश्य मिल्लेगा !! 

उषस्ति के सूखते प्राणों में श्ाटिकी की उत्साह-रस से भरी बातों 
ने थोड़ा-सां जीवन डाल दिया। निराशा के घने बादल जो उसके 
साहसी हृदय को भी छेंक चुके थे, इन उत्साइपूण बातों से कुछ क्षण 
के लिए दूर हो गये | जलाशय में किसी तरह उतर कर उसने सन्ध्या 
की और फिर हरि का स्मरण करते हुए आगे का मार्ग पकड़ा | 

अगले गाँव में पहुँचते-पहुँचते उषस्ति को काफी रात बीत चुकी 
थी | अकाल का प्रभाव इस गाँव में मी था। गाँव भर में केवल 
महावतों को बस्ती थी जो बहुत गरीबी के दिन बिताते थे | यहाँ तक 
किसी तरह पहुँच कर उषस्ति की क्त्रिम संजीवनी शक्ति समाप्त होने 
पर झा गयी। आगे की एक-एक पग भूमि उन्हें योजनों से मी बढ़ कर 
दूर मालूम होने लगी | अ।खिरकार दोनों पति-पत्नी ने इसी गाँव में 
रात काटने की बात तय कर ली और गाँव में जो सब से अ्रधिक 
सम्पन्न महावत था उसके द्वार पर जाकर पड़ाव डाल दिया | 

धनी महावत उस समय भोजन कर रहा था,भोजन भी कोई दूसरा 
नहीं था। तीन चार दिनों के बाद वह भी कहीं से माँग-जाँच कर उड़द 
ले आया था और उसी को पकाया था | उस समय उसकी थाली में 
बहुत थोड़ा उड़द बच रहा था | उषस्ति ने जब देखा कि महावत्त 
उड़द खा रहा है तो उन्हें य८ निश्चय हो गया कि इसके घर में कोई 
दूसरा अ्रन्न शेष नहीं है, क्योंकि केवल उड़द का खाना कौन पसन्द 
करेगा ! उधर रात्त में आगम्तुकों को द्वार पर देख कर महावत ने 
खाना बन्द कर दिया था। वह जब तक यह सोच रहा था कि आज 
मेरे श्रातिथ्य धर्म का पालन किस प्रकार होगा, तब तक उषस्ति ने 
समीप जाकर कहा--भाई ! मुझे भी खाने को दो, अ[ज दस-बारह 


उप्रस्ति की कठिनाई ६१ 


दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मुममें श्रधिक बोलने को 
हिम्मत बाकी नहीं है !? 

महावत को काटो तो खून नहीं । जीवन में इस स्थिति का सामना 
उसे कर्मा नहीं पड़ा था | थोड़ी देर तक जाने क्या सोचता रहा, फिर 
उठ कर खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़ कर बोला--महाराज | श्राज 
कई दिलों से मेरे घर में खाने-पीने का कुछ भी नहीं था, श्राज बहुत 
कठिनाई से यह उड़द मिला था, उसी को पक्का कर खा रहा हूँ, आ्राधे 
से भ्रधिक खा भी चुका हूँ। मेरे घर में अरब श्रन्न का एक ठुकड़ा भी 
नहीं है, ऐसी दशा में मैं क्या करूँ? मेरे गाँव भर में ऐसा कोई पड़ोसी 
नहीं है जा कुछु सहायता कर सके | मेरी असमथता पर दया करें 5 

उषस्ति के प्राण श्रोठों पर थे | आँखों में क्ुध।ग्नि की ज्वाला 
जल रही थी। यदि भोजन न मिलता तो एकाघ घटे में ही मूच्छा था 
जाती | वह मट बोल पड़े - भैम्य ! मेरी दशा अब ऐसी नहीं है जो 
कुछ देर के लिये भी घैयं धारण कर सक। तुम अपना जूठा उड़द 
ही मुझे दे दो | उसमें तुम्हें कोई दोष नहीं होगा |! 

महावत बेचारा बड़े भ्रसमंजस में पड गया। विनीत स्तर में द्वाथ 
जोड कर बोला--महाराज ! में नीच व्यवसाय करने वाला हूँ। श्राप 
एक सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण जैसे दिखाई पड रहे हैं| अपना जूठा 
अन्न में आपको किस प्रकार खिला सकता हूँ ! जो लोग मेरा यह 
पाप कर्म सुनेंगे वे मुझे क्‍या कहेंगे ? आप थ.ड़ी देर के लिए रुक 
जाइये | मैं यहाँ से दो कोस की दूरी पर रहने वाले अपने एक मित्र के 
पास जाकर कुछ भोजन सामग्री लाने की भरसक कोशिश करूंगा | 
पाप-पंक में फँसाकर मेरे दोनों लोकों को व्य4५ न कीजिए |? 

उषर्ति को महाबत की यह विनीत बातें तीखे वाणों की तरह 
दुःखदायी लग रही थीं | उनका आतुर मन थाली में बचे हुए, उड॒द 
की शोर था ओर चिर संचित ज्ञान, पैय तथा विवेक एकमत होकर 
आाकुल पाणों की रक्षा में लगे थे | वह कल्‍्जा उठे और कुछ कढोर 


६२ उपनिषदों की कहानियाँ 


स्वर में बोले--भाई ! मुझे धर्मशासत्र की शिक्षा न, दो । मनुष्य का 
सबसे प्रधान धमम है प्राणों की रक्षा | मुझमें अब थोड़ी देर के लिये 
भी मोजन की प्रतीक्षा करने की ताब नहीं है | तुम्हें कोई भी पाप 
नहीं लगेगा, बरन्‌ एक जीवन-दान करने का महान्‌ पुण्य मिलेगा ।? 

महात्त आगे क्‍या बोलत। ! चुपचाप हाथ मुँह बिना धोये ही 
उसने अ्रपनी थाली और जल समेत लोटे को उषस्ति के सामने रख 
दिया | जीवन के इस कठोर सत्य को निनिमेषनेत्रों से वह देखने लगा 
और इधर देखते ही देखते उषस्ति ने थाली के उड़द में से थोडा-सा 
अगली बार के लिए. छोड कर सब सफाचट कर दिया। श्राठिकी पहले 
ही इतना भोजन पा चुकी थी जो कम से कम चौत्रीस घन्‍्टे तक जीवन 
रक्षा करने में समथ था | उड़द खा चुकने पर उषस्ति ने महावत से 
जल माँगा | महावत ने कहद--महाराज | उसी लोटे में जल भी है। 
इस पर उपषस्ति ने कहा-- भाई ! मैं तुम्हारा जूठा जल नहीं पी 
सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे पाप लगेगा श्रोर तुम्हारा भी 
धमम नष्ट हो जायगा |? 

महावत विस्मय में डूबने-उतराने लगा | वह सोचने लगा कि यह 
ब्राह्मण श्रजीब सनकी मालम पड रहा है। जूठे उड़द के खाने में 
इसको पाप नहों लगा ओर जूठे पानी के पौने में पाप लगेगा और 
उल्टे मेरा धर्म भी नष्ट हो जायगा | वह खुप नहीं रह सका। विनीत 
स्वर में बोला--महाराज ! आपने मेरे जूठे उड़द तो खा लिये पर 
पानी पीने में क्या हरज है !” 

उपषस्ति के निर्जीब शरीर में श्रन्न ने कुछ चेतना पहुँचा दी थी । 
हाथ को अ्रंगुलियों को चाटते हुये वह बोले -- भाई | यदि मैं तुम्दारे 
जूठे उड़द को न खाता तो थोड़ी देर में मेरे प्ररण पक्षी उड जाते | 
किन्तु जल के बिना तो मेरे प्राण रह सकते हैं, उसका कहीं भी अभाव 
नहीं है। प्राणों को संक्रट में समझ कर ही तुम्हारा जूठा उड़द मैंने 
खाया है, जल तो कहीं भी पी सकता हूँ | यदि उड॒द की तरह तुम्हारे 


उषस्ति की कठिनाई ६३ 


जूठे जल को भी मैं पी लें तो वह स्वेच्छाचार होगा, श्रापदूधर्म नहीं | 
अआपद्धम उस धर्म को कहते हैं जो प्राणों के बचने का कोई उपाय 
न रहने पर किया जाता है। उस दशा में अगर धर्म की मर्यादा कुछ 
टूट भी जाती है तो दोष नहीं लगता |? 

उषस्ति की बातें महावबत के मन में सटीक बैठ गयीं। उसने ऋट- 
पट द्वाथ मेंह धोकर लोटे को साफ कर जल दिया | उषस्ति भी हाथ 
मुंह धोकर निवृत्ति हुये | वह रात उन्होंने महावत के धर पर ही बिताई 
रात भर अनेक पुरानी कथाओं को सुन कर महावत धन्य हो गया | 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर उपषस्ति ने प्रातः कर्म से निवृत 
होकर आगे का मार्ग पकड़ा | भक्त महाबत ने बहुत दूर तक पहुँचा कर 
सन्तुष्ट उषस्ति का मंगल आशीवांद ग्रहण किया। आगे-श्रागे 3घस्ति 
और पीछे-पीछे ग्राटकी अनेक तरह की बातें करते हुये मार्ग पर बढ़ने 
लगे । धीरे-धीरे दोपहर का समय समीप आया | एक सुन्दर सरोवर के 
मनोहर तट पर दोनों प्राणी बैठ गये | वथ्वर्ती विशाल व वृक्ष की 
सुखद छाया में लेट कर उपस्ति की आँखे भेप गयीं। आरटिकी भी 
थकान में चूर द्वोकर उसी बट वृक्ष के ऊपर निकली हुई एक मोटी 
जड़ पर शिर लटका कर उँठग गयी | और उसकी भी आँखें आ्रालस 
की गोद में थोड़ी देर के लिये मँँद गयी | 

मध्याह हो गया। पन्मनी गण धूप को सहन न कर सकने के 
कारण वट वृक्ष पर श्राआलकर जमा होने लगे | समीपवाले गाँव के 
चरवाहे अपने-अपने पशु लेकर सरोवर में नहाने लगे। गाँव की 
ज्लियों का समृह उसी बट वृक्ष के नीचे आकर जमा होने लगा, क्योंकि 
उनका वही घाट था । इसी बीच श्राटिकी को आंखे खुल गयीं, सामने 
खड़ी हुई स्त्रियों को देख कर व६ उठ बैठी और सकुचाते हुए एक वृद्धा 
को सम्बोधित कर बोली--'माता जी | बैठिये | मेरी आंखें मँप गई 
थीं, थकान के कारण शरीर एकदम चुर-चूर दो गया है। आप लोग 
देर से यहाँ आई हैं क्या ! 


६४ उपनिषदों की कहानियाँ 


एक नवयुवती ने सुसकराते हुये कह्द--'बहिन ! श्राप कहीं बहुत 
दूर से आ रही हैं क्या ! आप को देखने ही से ऐसा मालूम हो रहा 
है कि बहुत थक्र गई हैं। दम लोगों ने अमी-अभी आकर श्रापकी 
नींद में बाधा डाल दी 

आराटिको सहमते हुये बोली--नहीं बदिन ! इसमें बाधा डालने 
की क्या बात है ! में इधर पश्चिम के देश से आ रही हूँ। कई दिन 
चलते-चलते बीत गये | हमारे देश में बड़े जोरों का श्रकाल पड़ गया 
है, बाढ़ में तब कुछ नाश हो गया |? 

वृद्धा ने उधपस्ति की ओर संकेत करते हुये कह्--बेटी | वह 
तुम्दारे पतिदेव हैं ! देखने में तो बहुत बड़े पंडित मे लगते हैं |? 

ग्राटिकी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बाद में सिर नीचे कर 
बोली हाँ” उनकी पाठशाला में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे | एक 
समय था, जब सब विद्यार्थियों के अन्न-वसत्र की व्यवस्था की जाती थी, 
अब अपने ही लिये एक मुद्ठी अन्न नहीं मिलन रहा है। सरस्वती की 
बाढ़ में भ्राभम और गुरुकुल सच विनाश हो गया। दाने-दाने को 
लाले पड़ गये हैं | 

स्त्रियाँ बैठ गयीं | आट्की की मधुर बातों ने उन्हें मोल ले लिया | 
फिर तो आटिकी के साथ उनकी श्रनेक तरद् की बातें होने लगीं | थोड़ी 
ही देर में पिता केघर से लेकर यहाँ आ्राने के पहले तक का उसका साथ 
वृत्तान्त उन्हें मालूम हो गया । आ्राथ्की को भी यद्द बता दिया गया 
कि बह गाँव भी श्रकाल की छाया से अरछूता नहीं बचा है, गाँव के 
प्राय: सारे पुरुष दूर परदेश में चले गये हैं और वहीं से महीने पन्द्रह 
दिन का भोजन लेकर आते हैं श्रोर देकर फिर चले जाते हैं। पूरे 
गाँव में स्त्रियों श्रोर बच्चों को छोड़ कर सयाना कोई नहीं है। चारे 
के अभाव में कितने पशु-प्ञी भी मर गये हैं | 

इसी बीच में उपस्ति बरगद की छाया में से छुन कर आने बाली 
सूर्य की किरणों से जाग पड़े ओर आँखें मीचते हुए. उठ बैठे | उन्हें 


उषस्ति की कठिनाई ६५ 


जगा देख कर ज्रियाँ मी उठ कर नहाने के लिए. जाने लगीं । जाते हुए 
बढ़ी त्री ने कद्द--बिटी ! अपने पति से कह्दो कि यहाँ से दस कोस 
की दूरी पर एक राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसमें बहुत बड़े- 
बड़े पंडित बुलाए गए. हैं। उन्हें दक्षिणा भी खूब दी जायगी | वहाँ 
जाने से भोजन-बसत्र की कोई चिन्ता नहीं रहेगी | इतनेबड़े विद्वान को 
पाकर वह बहुत सम्मान करेगा । मेरा बेटा भी वहाँ गया हुआ है ।? 

उषस्ति भी वहाँ की बातें सुन रहा था। आटिकी ने उठ कर 
झ्तलियों को ब्िदा किया और फिर पति के समीप आकर उससे राजा के 
यज्ञ का हाल बतलाया | 

उषस्ति ने जभाई लेते हुए कहा--प्रिये | मैं भी उस बूढ़ी की 
बातें सुन रहा था किन्तु इस समय भूख इतनी जबरदस्त लग गई है 
कि कोस भर चलने की भो हिम्मत नहीं है | यहाँ सुस्ता लेने के 
कारण वह और भी जाग पड़ी है। अ्रभी चलना दस कोस है!!! 
आटिकी बैठ गयी और गठरी में बंधे हुए. पिछले दिन के बचे उड़द 
को देती हुई बोली--'प्राणनाथ ! यह उड़द अभी शेष है। इसे 
खाकर पानी पी लिया जाय | कुछ दूर चलने की शक्ति आ जायगी।” 

उधस्ति बहुत प्रसन्न हुए | बोले--'फिर तो अ्रत्न किसी बात की 
चिन्ता नहीं है | इतना खा लेने पर तो दस कोस पानी पी-पीकर चल 
लेंगे | यज्ञ में पहुँचने पर तो खाने-पीने का दारिद्रुय नहीं रहजायगा | 
देखेंगे, कहाँ-ऋहाँ के विद्वान्‌ आए हुए हैं।! 

आएिकी ने सरोवर से जल लाकर रख दिया | उषस्ति बड़े चाव 
से बासी और जूठे उड़द के दाने में से थोडा आटिकी के लिए अलग 
करके स्वयं खाने लगा । उसके पानी पी लेने के बाद आटिका भी 
उड़द खाकर और पानी पीकर आगे का मार्ग तव करने को तैयार 
हो गयी । दोपहरी लटक गई थी | सूय पश्चिम की ओर वापस आकर 
समस्त संसार को अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त होने का सन्देश दे रहा 
था। धूप की चमक कुछ मन्द हो चली थी | आटिकी और उपषछ्धित 

पर 


६६ उपनिषदों की कहानियाँ 


बट वृक्ष की छाया से उठ कर पूथ की और जाने वाली पगडण्डी को 
पकड़ कर आगे बढ़े | वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों के मुंड ने अपने 
कल्लरव से उस दम्पति की सफल होने वाली यात्रा को शुभ सूचना दी | 

चलते-चलते सायंकाल हो गया । उषघ्ति और श्राटिकी ठीक उसी 
तरह अविश्रान्त गति से अपनी पगड्ंडी पर चलते रद्दे जिस तरह पीछे 
का सूर्य चल रहा था | अंधकार की काली रेखाएँ दिशाश्रों में छाने 
लगीं | पश्चिम का ज्ञितिज लाल हो गया। पक्की गण दिन भर से 
सूने अपने-अपने धोंसले को नीरवता भंग करने लगे; पर उषस्ति का 
गन्तव्य अभी तीन कोष शेष था | थकान से चूर-चूर आटकी के अंग- 
प्रत्यज्ञ जवाब दे रहे थे | रात में राजा के द्वार पर पहुँच कर भी कोई 
लाभ नहों था अ्रतः विवश दम्पति ने एक ऐसे स्थान पर अपना डेरा 
जमा दिया, जहाँ दूर तक न कोई बस्ती थी, न कोई जलाशय था। 
ऐसे वीरान स्थल में भोजन का कोई उपाय न देख निराशा ने भूख 
की तडपन को एकदम बन्द कर दिया | दोनों प्राणी उसी पगडंडी से 
कुछ दूर जाकर भूमि पर लेट गए ओर एक विचित्र सन्तोष की साँसें 
खींचते हुए तारों की ओर ताकने लगे | इसी बीच में उन्हें यह भी पता 
नहीं लगा.कि आँखों की पलकों ने एक दूसरे का संयोग प्राप्त कर इस 
दुःखदायी दुनिया से उन्हें रात भर के लिए कब दूर कर दिया। थकान 
के कारण टूटने वाले उनके अंगों ने निद्रा के मीठे अंगों में पड कर 
सन्‍्तोष की साँस ली थी तो सहसा वे कैसे उठते | आखिरकार प्रातःकल 
की सरदी ने उन्हें जगाया ओर आगे चलकर शेष मार्ग काट देने वी 
प्रेरणा दी। क्योंकि बहुत सबेरे ही राजा के यज्ञ में पहुँच जाने पर उसी 
दिन सम्मिलित हो जाने का लोभ था । दम्पति उठ कर फिर कल की 
तरह आगे की पगडण्डी पर चलने को तैयार हो गये | उस समय 
भुजैटा अपने ठाकुरजी को तथा दूर वाले गाँव के मुर्गे दशरथजी को 
पुकारने लगे थे | 

सुहावना प्रातःकाल हुआ। | सूर्य की किरणों ने संसार में कर्म- 


उषस्ति की कठिनाई ६७ 


जाल का बुनना प्रारम्म कर दिया ओर उपस्ति को प्रतीक्षित राजा 
का नगर सामने दिखाई पड़ा। आशा के सुमधुर प्रकाश ने निराशा के 
घोर अन्धकार को क्षण भर में ही दूर भगा दिया | उसने बला को 
शक्ति श्रा गयी । जिस समय राजा के नगर में उन्होंने प्रवेश किया 
उस समय आिकी पीछे-पीछे थी और वह आगे-श्रागे | 
१८ ५ ५ 

राजा का यज्ञ पिछले पाँच छः दिनों से प्रारम्भ था। दूर तक 
फैले हुए. विशाल मणडप में सैकड़ों विद्वान यशकुएड' के चारों तरफ 
बैठ कर आहुति छोड़ रहे थे। मण्डप के चारों प्रवेश-द्वारों पर एक- 
एक वेदों के पाठ करने वाले सुमधुर स्वर के साथ मंत्रों का पवित्र 
उच्चारण कर रहे थे। कहीं पर जप करने वाले परिडत बैठ कर जप कर 
रहे ये ओर कहीं अहुति की तैयारी में अनेक पुरोहित लगे हुए थे | 
उस समय प्रहर दिन चढ़ चुका था। राजा विधिवत्‌ स्नानादि से 
निवृत्त होकर परिडतों के बीच में बैठ कर यज्ञाग्नि में आहुति डालने 
जा रहा था | उपस्ति ने पूवद्वार पर नियुक्त प्रहरियों के रोके जाने के 
बाद भी यज्ञ-मण्डप में बलात्‌ प्रवेश किया | उस समय उसका तेजस्वी 
शरीर उसके महान्‌ पाण्डिध्य की सूचना दे रहा था श्रत्तः प्रहरियों को 
सामान्य वेश-भूषा में रहने पर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी । 
प्रवेश करते ही उषस्ति ने सारे यज्ञ-मण्डप में एक उड़ती हुईं दृष्टि 
डाली | उससे यह छिपा नहीं रह सका कि दक्षिणा के लोभ में पड़े 
हुए इन पुरोह्तितों एवं परिडितों में कौन कितने पानी में है ! उसने 
देखा कि पंडितों का मन कहीं दूसरी जगह है ओर आँखें कहीं दूसरी 
जगह । मँद से बुड़बुड़ाते हुए जप करने वाले पुरोंहितों को श्रा्ख यश्ञ- 
मश्डप की छत में अरुकी हुई हैं और हाथ से माला की एक-एक 
मनिया अपने नियत क्रम में नीचे गिरती जा रही है। यश-कुण्ड की 
ओर आँखें फेरते ही उस्ते मालूम हों गया कि आहुति डालने वाले 
पुरोहितों में भी कितने ऐसे हैं जो स्वाहा के बाद भी आइति गिराना 


द््८ उपनिषदों की कहानियाँ 


एकाप बार भूल जाते हैं| इस प्रकार राजा के यज्ञ की इस महान्‌ 
दुर्दशा को देख कर उपस्ति का निश्छल मन तिलमिला उठा श्र 
स्वामिमानी पारिडत्य जाग पड़ा । स्वर को गम्भीर ओर कठोर बनाते 
हुए उसने पूर्व प्रवेश-द्वार के पुरोद्दित को संबोधित कर कद्द--प्रस्तोता 
महोदय | आपके इस याशिक पाप-कर्म को देख कर मुझे बड़ा दुःख हो 
रहा है। क्या आप जिसे देवता का स्तुति-पाठ वहाँ बैठ कर कर 
रहे हैं उसका कुछ स्वरूप भी जानते हैं ! यदि स्वरूप को बिना जाने 
या पहिचाने ही आप याद किए गए मंत्रों को यों ही पढ़ते जा रहे 
हैं तो याद रखिये कि अ्रध आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा ।? 
उषस्ति की धीर गंभीर वाणी सारे यज्ञ-मण्डप में आतंक मचाती 
हुईं पंडितों के हृदय में घुस गयी । उन्हें मालूम होने लगा मानो सच- 
मुच अभी-श्रभी मस्तक नीचे गिर रहा है | सब के सब भीतर से काँप 
उठे | राजा हाथ की आहुति को अग्नि में डालते हुए उठ खड़ा 
हुआ । पुरोहितों एवं परिडतों की मंडली भी राजा के साथ ही उठ कर 
खड़ी हो गयी तब तक उषसिति मण्डप के दूसरे प्रवेश-द्वार पर उद्गाता 
को पुकार कर कह रहा था--हे उद्गीथ की स्तुति करने वाले विप्र ! 
यदि आप उदुगीयथ भाग के देवता का स्वरूप बिना पहचाने हुए यों 
ही उनका उद्गान करंगे तो श्रब आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा ।? 
राजा भी उषस्ति की गम्भीर वाणी से काँप उठा | रंग में मंग 
होने की भीषण संभावना ने उसे भी विचलित कर दिया । उसे 
मालूम होने लगा मानो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाला वीरभद्र आ्राज 
पुनः भूमएडल में आ गया है | धीरे-धीरे वह उसी ओर बढ़ने लगा 
जिस और उषस्ति घूम रहे थे। इसी बीच में उषस्ति मण्डप के तीसरे 
द्वार पर पहुँच कर प्रतिहार के गान करने वाले को पुकार कर कह रहे 
थे--'प्रतिहार के गाने करने वाले महोदय यदि आप देवता को बिना 
जाने उसका प्रतिहार करेंगे तो अब आपका मस्तक नीचे गिर जायगा ।|* 
इस प्रकार उषस्ति को भीषण तथा गम्भीर वाणी को सुन कर 


उषस्ति की कठिनाई ६६ 


यश्-मण्डप के सभी पुरोह्दित, प्रस्तोता, उद्गाता ओर प्रतिहर्ता अपने- 
अपने मस्तक के नीचे गिरने के डर से काँपने लगे ओर यज्ञीय कर्मों 
को छोड़ कर चुपचाप खड़े हो गये | इसी समय भयभीत राजा हाथ 
जोड़ कर उषस्ति के चरणों पर गिर पड़ा ओर थोड़ी देर तक चुपचाप 
पड़े रहने के बाद उठ कर खड़ा हुआ । उषत्ति-सा क्रुद्ध और स्वामि- 
मानी ब्राह्मण राजा की इस विनीत मावना से पराभूत हो गया और 
हँसते हुए बोला--राजन्‌ ! कह्दो क्या बात है !? 

राजा ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ कर कहा--भगवन्‌ ! आप 
कोन हैं ! में आपका परिचय जानना चाहता हूँ।? 

उषस्ति ने कुछ गम्भीर होकर कहा--राजन्‌ ! में उस परमर्षि चक्र 
का पुत्र उषस्ति हूँ, जिसके पारिडत्य की चर्चा जगन्मण्डल में ब्याप्त 
थी | शायद इससे अधिक परिचय देने की आवश्यकता मुझे नहीं है ॥ 

राजा प्रसन्नता से नाच उठा और गदुगद कंठ से बोला--“श्रो 
हो ! भगवन्‌ ! बश्नर्षि चक्र के सुपुन्न उपस्ति आप ही हैं ! योग्य पिता 
के सुयोग्य पुत्र | श्रापका नाम तो में बहुत दिनों से सुन रहा था। 
इस यज्ञ के लिए भी मैंने अपना दूत आपकी सेवा में भेजा था पर 
दूतों ने श्राकर यह बतलाया कि बाढ़ में आश्रम के बह जाने के बाद 
आ्राप छात्रों समेत कहीं अ्रन्यत्र चले गए हैं। मेंने अभी कल तक 
आपको ढेंढ़ने के लिये सब जगह चर भेजे हैं। मेरे धन्य भाग्य | जो 
आपके समान विद्वान्‌ ब्राह्मण के चरणों का रत्न शीश में लगाया। 
भगवन्‌ ! मेरे सौभाग्य से ही आपका पदापंण यहाँ हुआ है क्योंकि में 
तो आपके बारे में बहुत निराश हो चुका था |! 

उपषस्ति ने मुसकराते हुए. कहा--'राजन्‌ ! किन्तु मुझे अभी तक 
आपका परिचय नहीं मिला था, कया आप सचमुच मेरे पूज्य पिताजी 
को और मुझे जानते थे ?? 

राजा ने विनीत भाव से कहा--भगवन्‌ ! आपके पूज्य पिताजी 
की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहती थी | वह वर्ष में एक बार इधर अवश्य 


७० उपनिषदों की कहानियाँ 


आते थे। मेरे श्रनेक यश्ञों के सारे काम उन्हीं के श्राचाय॑त्व में सम्पन्न 
हुए हैं। इधर कई वर्ष से उनका शुभागमन नहीं हुआ उन्हीं के 
मुख से मेंने आपका नाम भी सुन रखा था। इस यज्ञ के प्रारम्भ होने 
के ठीक तीन दिन पू्ष आपके पिताजी के देहावसान का समाचार 
मिला है और तभी श्रापक्रे पास मैंने दूद भी मेजा था | 


उपषस्ति ने कह्द--राजन्‌ ! बहुत अच्छा | अ।प चलिए ओर यज्ञ 
सम्पन्न कीजिये । मेरे क्रद होने का कारण वेवल इतना ही था कि यह 
कऋत्विज लोग दिखाऊ मन से यज्ञ की सारी क्रियाएँ सम्पन्न कर रहे 
थे, इनको मैं सावधान कर देना चाहता था। आप अपने मन में यह 
खयाल न करें कि इनमें कोई त्रुटि है | यह सब के सब परम विद्वान्‌ 
हैं, ब्राह्मण हैं, ओर यज्ञ की समस्त विधियों के जानने वाले हैं किन्तु 
मन को चुराने वाले हैं | श्रब यह पहले की तरह असावध।नी नहीं कर 
सकते, आप निश्चिन्त रहिए। क्योंकि अ्रव सचसुच श्रसावधानी करन 
पर इनका मस्तक नीचें गिर जायगा |? 

राजा ने कह्य--भगवन्‌ | अरब तो में चाहता हूँ कि मेरे यज्ञ की 
सारी विधि श्राप ही सम्पन्न करे |? 

उषस्ति ने कहा--राजन्‌ ! दुविधा से यज्ञ का श्रेय नष्ट हो जाता 
है। मेरी बातों पर विश्वास रखिए | आपके यह पुरोद्धित सब के सब 
परम विद्वान्‌ हैं, अब इनसे कोई त्रुटि नहीं होगी। मेरी ही श्राशा से 
यह सब यक्ञ-कर्म सम्पन्न करेंगे ! मैं चाहता हूँ कि जितनी दक्षिण इन्हें 
दी जाय उतनी ही मुझे भी दी जाय | में न तो इन्हें आपके यज्ञ से 
निकालना चाहता हूँ श्रोर न दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका 
अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देख-रेख में यह सब के सब 
अपना अपना काम शुरू कर दे |? 
._ राजा ने कहा--भगवन्‌ | आपकी आशय शिरोधाय है | 

_ तदनन्तर प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋष्विजों ने उषस्ति 


उषस्ति की कठिनाई ७१ 


के समीप आ-श्राकर विनयपूवंक उनसे यज्ञ की समस्त विधियों की 
यथोचित शिक्षा प्राप्त कर उस विषय में सदा के लिए पूरी जानकारी 
कर ली और फिर उषस्ति के आचाय॑त्व में राजा के यज्ञ पूबबत्‌ 
चलने लगा । 

इस प्रकार चक्र के पुत्र उषस्ति ने ऐसी कठिनाइयों का सामना 
कर आपदूधर्म द्वारा अपने ग्राणों की रक्षा की थी और उस धर्मभीर 
राजा का यज्ञ सम्पन्न किया था ।* 


'छान्दोग्य उपनिषद्‌ से । 


महक्षा रेस ओर राजा जानश्रुति 
[ ५४ ] 


हमारे देश में ऐसे-ऐसे दानी राजा पैदा हो गये हैं, जिनकी कीति 
ग्राज तक दुनिया में गाई जाती है। वह इतने बड़े परोपकारी श्रोर 
धर्मात्मा थे कि आज उनके कामों पर विश्वास करने वाले लोग भी 
बहुत कम हैं। राजा होकर भी वह श्रपने लिए. एक पैसे की चीज 
नहीं रखते थे; श्रपना सब कुछ दान में दे देते ये | खुद तो पत्तलों में 
खाते थे शोर मिट्टी के बरतनों में पानी पीते थे किन्तु उनके यहाँ से 
माँग कर ले जाने वाले सोने और चाँदी के बरतनों में खाते-पीते ये | 
वह साल में दस-बीस ऐसे यश कराते थे जिनमें देश के कोने-कोने से 
ऋषि, मुनि, परिडत, संन्यासी, वैरागी, मिज्लुक, श्रतिथि, अ्रम्यागत 
सम्मिलित होते थे श्लौर मनमानी दक्षिणा पाकर जीवन भर के लिए. 
धन की चिन्ता से छुट्टी पा जाते थे | प्रजा की छोटी-छोटी जरूरतों की 
भी वे खबर रखते थे ओर आजकल के राजाश्रों की तरह अपने ऐशो- 
आराम की तनिक भी चिन्ता न कर प्रजा के सुख और सनन्‍्तोष की 
चिन्ता रखते थे। यही सब कारण है कि उस समय के उपकारी 
राजाओं की कीर्ति-कथाएँ थ्राज तक हमारे समाज में गाई जाती हैं, 
जब कि वर्तमान राजाओं का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं| 

प्राचीन काल में इसी हमारे देश में जानश्रुति नाम का एक ऐसा 
ही राजा रहता था | वह इतना दयालु और दानी था कि प्रतिदिन 
सबेरे से लेकर दोपहर तक याचकों को मनमानी दान करता था | उसके 
राज्य भर में सैकड़ों ऐसे सदात्रत चलते थे, जिनमें रात-दन गरीब 
लोग आकर भोजन करते थे | नगर-नगर गाँव-गाँव में गरीबों के खाने 
पीने का अबन्ध तो था ही, पढ़ने लिखने के लिए मुफ्त की पाठशालाएँ 


महात्मा रैक्च और राजा जानश्र॒ति ७१ 


थीं, जिनमें बड़े-बड़े विद्वान पंडित लोग पढ़ाते थे | दवा का प्रबन्ध भी 
राज्य की ओर से प्रत्येक गाँव में मुफ़्त होता था | कर के रूप में प्रजा 
से उतना ही घन लिया जाता था, जित्तना वह अ्रपनी खुशी से दे 
देती थी | इसी का यह परिणाम था कि उसके राज्य में न कोई गरीब 
था न कोई दुःखी | दूर-दूर से ऋषि-मुनि लोग आ-आ्राकर राजा जान 
श्रुति को ऊँचो विद्या का उपदेश करते ये और वह उनकी अपने 
हाथों से खूब सेवा करता था। राजधानों में सैकड़ों नौकरों चाकरों के 
रहने पर भी वह अपने अ्रतिथियों का सारा प्रबन्ध भरसक स्वयं करता 
था और उनको प्रत्येक जरूरतों को पूरी करता था | 

सब कुछ होने पर भी राजा जानश्रुति को किसी बात का तनिक 
भी गये नहीं था। जब लोग उसकी बड़ाई करते थे तो वह वहाँ से 
उठ कर किसी काम के बहाने से चल देता था । राजा के सामने ही 
विनयशील, सदाचारी और घर्मात्मा उसके पुत्र भी थे । रानी तो 
साज्षात्‌ लक्ष्मी थी, उसे अपने बड़े भाग्य पर कभी तनिक भी गुमान 
नहीं होता था। राजमहल में छोटी नो+रानियों से लेकर श्रपनी 
सखियों तक उसका एक समान व्यवहार होता था। वह छोटे बड़े 
सब से इस ढंग से मीठी-मीठी बाते करती मानों सब के सुख दुःख में 
उसकी पूरी सहानभूति है। राजा जानश्रुति इस प्रकार मृतलोक में भी 
स्वर्ग का सुख भोग रहा था, उसे अपने जीवन में कभी किसी बात 
का खटका नहीं लगा। मंत्री, सेनापति, सिपाही, राजदूत, सभी 
उसका देवता के समान सच्चे हृदय से इज्जत करते ओर राज्य की 
उन्नति में तन-मन से लगे रहते | 

एक दिन सन्ध्या के समय राजा अपने महल्ल के छत पर उठँग 
कर कोई पुध्तक पढ़ रद्या था। पढ़ते-पढ़ते वह किसी बात के विचार 
में लग गया और पुस्तक बन्द कर शिर के ऊपर की ओर करके कुछ 
सोचने लगा | इसी बीच आकाश में उड़ते हुए हंस की मानव बोली 
उसे सुनाई पड़ी | राजा ने सुना कि एक छोटी कतार में उड़ने वा 


७४ उपनिषदों की कहानियाँ 


हँसों में सबसे पिछला हंस अगले को सम्बोधित करके कह रहा है 
कि--भाई मन्नाज्ष ! नीचे देख रहे हो | राजा जानश्रुति का तेज सूर्य 
नारायण के तेज के समान हमारी श्राँखों को चकाचोंध कर रहा है | 
कहों भूल से उसके समीय हो कर मत उड़ना नहीं तो भस्म हो 
जाओगे | मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है मानो सूय नारायण ही 
उगे हुए हैं। अपने जोवन में किसी मनुष्य का तेज मैंने इस तरह 
जलते हुए कभी नहीं देखा है | 

ग्रगला हंस भल्लाक्ष कह रहा है--“भाई ! क्‍यों न हो। राजा 
जानश्रति के समान दानी, परोपकारी तथा दयालु दूसरा राजा इस 
पृथ्वी तल पर कौन है | उत्तका यह्द तेज उसके अमित दान, यज्ञ एवं 
ग्रतिथिसत्कार का महान्‌ फल है। पर मुझे लग रहा है कि तुमने उन 
गाड़ी खींचनेवाले महात्मा रैक्‍्व को अ्रभी तक नहीं देखा है | जहाँ तक 
तेज के जलने की बात है राजा उन महात्मा से श्रभी बहुत पीछे हैं। 
इसके तेज को तुम देख भी रहे हो; पर रैक्‍्व की श्रोर भर आँख ताकते 
ही तुम घड़ी भर तक आँख भी नहीं खोल सकते | मुके तो उनका तेज 
सूयनारायण से भी अधिक मालूम पड़ता है |? 

यह बातें करते हुए हंसों की कतार कुछ दूर चली गयी; पर श्रभी 
तक उसकी आवाज राजा के कानों में अर रही थी। पिछला हंस फिर 
पूछ रहा है--“भाई भकन्नाक्ष | मैंने सचमुच उन गाड़ी वाले महात्मा 
रैक्च को अभी तक नहीं देखा है। मुझे बतलाओ कि बह किस तरह इतने 
तेजस्वी हो गए हैं। क्या राजा जानअ्रति से बढ़ कर वह दानी और 
धर्मात्मा हैं ! मैं तो नहीं समझ सका कि वह किस तरह राज्य के समान 
दान, यज्ञ और पुण्य कर सकते हैं। क्‍या इनसे बड़ा राज्य उनका है ?! 

भल्‍्लाज्ष कह रहा है--'भाई ! राजा जानश्रुति के समान उनका 
राज्य नहीं है, वह तो एक गाड़ी खींचते फिरते हैं, दान-यश्ञ करने का 
साधन उनके पास कहाँ है ! पर कुछ ऐसी चीजें उनके पास हैं जो 
राज़ा जानशभ्रुति के पास नहीं हैं | वह इतने महान्‌ शानी और त्यागी 


महात्मा रैक्‍्ब और राजा जानश्रति धर 


मद्ात्मा हैं कि सारा त्रेल्लोक्य उनका ही है| वह इतने बीतशग और 
निलिप्त हैं कि सारे मानव समाज के उपकारी पुण्य कर्मों का श्रेय 
श्रकेले उन्हीं को मिल सकता है, क्योंकि उनके त्याग के भीतर सब्र 
कुछ आरा जाता है । 


इसके उत्तर में पिछले हंस ने कह्ा--भाई भल्लाज्ञ ! यह बात 
हमारी समझ के बाहर है कि सारे मानव समाज के समस्त उपकारी 
पुण्य कर्मों का श्रेय उन महात्मा रैक्व को अकेले मिल जाता है! 
काम करे कोई और श्रेय मिले किसी दूसरे को, यह किस तरह से 
संभव हो सकता है ? अगर ऐसा हो तो संसार में लोग पुण्य कर्मों 
का करना ही छोड़ दें ।! 


भल्लाज्ञ धीरे-बीरे बहुत दूर तक उड़ गया था; परन्तु राजा 
कान लगा कर उसको आवाज सुनता रहा। वह कह रहा था-- 
भाई | इस विषय में तुम्हें एक दृष्टान्त बतलाता हूँ। जैसे जुझ्ना 
खेलने के पासे के निचले तीनों भाग उसी के अन्तर्गत हो जाते हैं, 
यानी जब जुआ्आारी का पासा दाँव पर पड़ता है तब्र वह तीनों को जीत 
लेता है, इसी प्रकार इस समय प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है, 
उन सब का सुफल महात्मा रैक्व के शुभ फलों के अन्तगंत हो जाता 
है। प्रजाश्रों के समस्त शुभ कर्मों का फल उन्हें इसलिए भी मिलता 
है कि उनका निजी जीवन या-शरीर भी अपने लिए नहीं है, समाज 
के हित के लिए है | ऐसी दशा में समाज का शुभ फल उन्हें क्‍यों न 
मिले ! उन महात्मा रैक्‍्च के समान संसार की बस्तुओ्ों के वास्तविक 
तथ्यों को जो जान लेता है वह मी उन्हीं के समान पृज्य बन जाता 
है । राजा जानशभ्रुति की पहुँच श्रभी उतनी नहीं है वह'*****॥ 

हंसों की कतार उड़ती हुई बहुत दूर चली गयी श्र अब उनकी 
आवाज का सुनाई पड़ना एकदम बन्द हो गया | इधर शजा जान- 
श्रुति के कानों में पड़ कर हसों की यह बातें द्वदय में खलबली पैदा 


७६ उपनिषदों की कहानियाँ 


करने लगीं | वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वह महात्मा 
रैक्ब कौन हैं ! 

रात भर अपने महल की छत पर वह तारे गिनता रहा, ठीक से 
नींद नहीं लगी। बार-ब।|र उसके दिमाग में यही विचार चक्कर 
कादता रहा कि मेरे किए गए पुण्य कर्मों का श्रेय मुके न मिल कर 
महात्मा रैक्‍्ब को क्‍यों मिलेगा ! क्या वह इतने महात्मा हैं कि भेरे 
किए गए यज्ञ, दान तथा अन्य कर्मों से बढ़ कर पुण्य करते हैं ! उन्हें 
देखना चाहिए | प्रथ्वी तल्न पर तो ऐसा कोई महात्मा नहीं बचा है, 
जो मेरी दी गयी सुविधाओं से लाभान्वित न हुआ हो, तो यह रैक्व 
कहाँ रहे जो अब तक मैं इनका नाम तक नहीं सुन सका | यह भी 
हो सकता है कि हंसों को मेरे किए गए पुर॒थ कर्मों का पूरा-पूरा पता 
न हो और भ्रूठ-मूठ में ही रैक्व की प्रशंसा करते फिरते हों। पर 
नहीं | हंसों का रैक्‍्व से क्या स्वार्थ सघता होगा । वह निःस्वार्थ किसी 
की प्रशंसा क्‍यों करेंगे ! अवश्य ही महात्मा रैक्‍्ब के गुण प्रशंसनीय 
होंगे। मुझे उनका दर्शन तो जरूर करना चाहिए |? 

रात भर इस प्रकार उधेड़-बुन में पड़े हुए. राजा जानश्रुति को 
जीवन में पहली बार चिन्ता का सामना करना पड़ा। श्रब तक कभी 
स्वप्न में भी उसे इस प्रकार का खयाल नहीं आया था कि मेरे किए 
गए, पुर्य कर्मों का श्रेय कोई दूसरा ही हड़प लेगा । 

सवेरा हुआ | प्रातःकाल के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राजा ने 
अपने सारथी को बुलवाया और एकान्त में उससे कहा--'सारथी ! 
क्या तुमने महात्मा रेक्‍्च का नाम सुना है! वह शायद एक गाड़ी 
लिये हुए घूमते फिरते हैं। मैंने भी उनका नाम अभी कल सुना है; 
पर उनकी इतनी प्रशंसा मैंने सुनी है कि मन में उन्हें देखने की बड़ी 
उत्करठा जाग पड़ी है | तुम रथ लेकर जाओ और पता लगाकर 
मुझे शीमर बतलाओ । यदि रथ पर आने को वह राजी हो तो साथ 
ही लिवाते भी आओ | मगर खयाल रखना, यदि वई न आना चाहें 


महात्मा रैक्व श्रोर राजा जानश्रुति ७७ 


तो जिद भी मत करना | सुनते हैं, उनके समान पुण्यात्मा और 
तेजस्वी इस संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है |? 

सारथी ने हाथ जोड़ कर कट्टा--'महाराज | आपने चाहे जो 
सुना दो | किन्तु इस संसार में आपसे बढ़ कर भी कोई पुण्यात्मा या 
तेजस्वी हो सकता है, यह केवल कल्पना की बात है। यह आपकी 
सरलता है कि आप किसी मद्गात्मा का नाम सुनकर उसके दर्शन के 
लिए इतने उत्कण्ठित हो जाते हैं | इस ससार में कौन ऐसा मनुष्य 
है जो आपके दान के प्रभाव न जानता हो |? 

राजा जानश्रुति को सारथी की बातें बहुत पसन्द नहीं श्रायी । 
शिर हिलाते हुए बोला--सारथी | तुम नहीं जानते। उन महात्मा 
रक्‍्व का ऐसा प्रभाव मैंने सुना है कि संसार में जो कुछ भी पुण्यकर्म 
किया जाता है उन सब्र का श्रेय उन्हीं को प्राप्त होता है। वह इतने 
वीतराग और निलिप्त महात्मा हैं कि उन्हें अपने शरीर का मोह भी 
नहीं है | में ऐसा त्यागी तो नहीं हो सका हूँ । यही कारण है कि मैं 
उनके पवित्र दशन का इतना भूखा हूँ | तुम जाओ और यदि जरूरी 
समझो तो अपनी सहायता के लिए बन्दियों और मागधों को भी साथ 
लिवाते जाओ | क्योंकि उन्हें देश का सब हाल मालूम रहता है !? 

सारथी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद द्ाथ जोड़ कर फिर बोला- 
'भहाराज | आपकी आशा है तो में उन्हें जहाँ मी पाऊँगा, साथ 
लिवा कर आउऊँगा । मुझे बन्दिशों ओर मागधों की आ्रावश्यकता 
नहीं हे । महाराज की कृपा से मुझे सातों द्वोपों में ऐसा कोई नगर वा 
उपनगर नहीं है, जिसकी जानकारी न हो | मैं उन्हें बहुत शीघ्र लिया 
लाऊँगा ।! 

राजा के चरणों पर शीश क्ुुका कर सारथी अपने घर आया 
श्रौर रथ को सुसज्जित करके देश भर में घूमने लगा | फिर तो नगर- 
नगर घूम कर उसने देश भर की मुख्य-म्ु्य सड़कों से उपनगरों का 
भी पता लगाया, गली-कूचों में भी छान-बीन करवायी, बड़े-बड़े 


ध्द उपनिषदो की कहानियाँ 


महलों, मन्दिरों श्रोर शिवालयों में मी पता लगवाया, घरों और सोपड़ों 
तक को जानकारी हाल को, पर कहीं किसी ने उन गाड़ीवाले 
महात्मा रैक्‍्च का पता न बताया | वह बहुत परेशान रहा पर कहीं 
कोई पता नहीं लग सका | फिर तो निराश द्दोऋर वह राजधानी -को 
बापस आया और राजा जानभुति के सामने द्वाथ जोड़ कर बोला - 
महाराज | मुझे तो सारे पृथ्वी तल पर उन महात्मा रेक्‍्व का कहीं 
पता भी नहों लगा | मैंने उसके लिए देश भर के नगशरों, गाँवों, 
मन्दिरों श्रौर कोपड़ों तक को छान डाला, पर किसी ने उनका नाम 
भी नहीं बतलाया | मैं तो समझता हूँ कि यह सत्र क्ूठी बात है । 
इतने बड़े मद्दात्मा का नाम भी लोग न जानते हों, यह आश्चर्य है | 

राजा जानश्रुति ने उदास होकर कहा--सारथी ! मैं मानता हूँ 
कि तुमने महात्मा के ढेढ़ने में बहुत परिश्रम किया है, पर तुमने मेरी: 
समझे से ठीक काम नहीं किया | रैकव के समान बीतराग और 
निःस्प्रह्त महात्मा ऐसी जगहों में क्‍यों रहने लगे, जहाँ भीड़-भाड़ का 
अंदेशा हो। वह कहीं एकान्त में पड़े होंगे | पतों की गुफा या नदी 
के सुन्दर तट पर ह्वी उनका निवास हो सकता है। तुम जाओ, और 
एक बार फिर उनके ढढ़ने भें परिश्रम करो, में चाहता हूँ कि इस बार 
तुम अपनी सहायत्ता के लिए बन्दियों तथा मागधों को मी साथ लिवाते 
जाओ । 

सारथी ने हाथ जोड़ कर कह्दा--मद्दा राज ! झ्रापकी आज्ञा से में 
फिर उन भह्यात्मा को खोजने जा रहा हूँ | मुके किसी भीड़ -माड़ की 
जरूरत नहीं है, में श्रकेलें ही उनका पता लगा सकता हूँ ॥ 

राजा को शिर क्ुका कर सारथी अ्रत्रकी बार श्रकेले ही महात्मा 
रक्‍व को ढढ़ने के लिए राजधानी से बा र निकलता । रथ को पर्वत की 
गुफाशओ्रो में या नदियों के तट पर या जंगलों में साथ ले जाना कठिन 
समझ कर उसने राजधानी में ही छोड़ दिया | संयोग की बात | इस 
बार जैसे ही वह राजधानी के उत्तर तरफ जंगल वाले मार्ग से जा रहा 


महात्मा रैक्‍्च और राजा जानश्रुति ७६ 


था कि बीच मांग में खड़ी हुई एक गाड़ी दिखाई पड़ी, जिसमें न तो 
बैल थे और न कोई सामान ही रखा हुआ था | गाड़ी के समीप पहुँच 
कर सारथी ने देखा कि उसके नीचे एक परम तेजस्वी महात्मा बैठे हुए 
श्रपने पेट को खुजला रहे हैं | उनके तेजस्त्री ललाट से तेज की किरणों 
फूट सी रही हैं| उनके सुन्दर स्वस्थ शरीर पर न तो ठीक से कोई 
वश्न है न कोई सजावट । दाढ़ी के बाल बे-तरतीब बढ़े हुए हैं, शिर पर 
भूरे-भूरे बालों की जदा लता की एक बल्लरी से बाँध दी गईं है, पर 
मुखमण्डल से बादलों में अधखुले चन्द्रमा के समान प्रकाश की किरणे- 
सी हँस रही हैं | सारथो ने माँक कर देखा तो उसे यह निश्चय हो 
गया कि गाड़ी याले महात्मा रेक्व यही हैं | दूर से ही निश्चय बना कर 
सारथी उनके पास गाड़ी के नीचे पहुँचा और नम्रतापूवक प्रणाम करते 
हुए दोनों चरणों को छू कर शिर पर लगाया। महात्मा रैक्‍्व का 
ध्यान सारथी के इस व्यापार से जब तनिक भी विचलिंत नहीं हुश्रा 
तब अपनी ओर ध्यान खींचने के इरादे से उसने विनीत स्वर में 
कहा--भद्दाराज ! क्या मैं यह मान लूँ कि गाड़ी वाले महात्मा रेक्व 
श्राप ही हैं ! श्रापको ढढ़ने के लिए में कितने दिनों से परेशान हूँ ।? 
सारथी की विनीत वाणी से रेक्व ने अपनी तेजस्वी श्राँखें इधर 
फेर दीं, ओर कहा --हाँ, रेक्‍्व मेरा ही नाम है ।? इतना' कह कर वह 
फिर पहले की तरह श्रपना पेट खुजलाते हुए दूसरी श्रोर ताकने लगे | 
रेकत्र की तेजस्वी श्राँखों की श्रोर देख कर सारथी की यह हिम्मत 
छूट गयी कि वह उनसे कुछ और बातचीत श्रागे बढ़ाये | श्राज तक 
उसे इस प्रकार के तेज से जलते हुए मुखमण्डल को देखने का मोका 
नहीं लगा था। यही नहीं, उसने इस तरह के विचित्र श्रादमी की 
कल्पना भी नहीं की थी, जो पूरी बात का उत्तरं दिए बिना दूसरी 
श्रोर ताकने लगे | कम से कम एक विख्यात राजा के सारथी होने 
के नाते उसने मनुष्य स्वभाव का जो श्रनुभव प्राप्त किया था, उसके . 
हिसाब से महात्मा रैक उसे एक विचित्र आदमी से दिखाई पड़े | 


द्० उपनिषदों की कहानियाँ 


उसकी नजर में अगर वह एक महात्मा-से दिखाई पड़े तो एक पागल 
से कम भी नहीं ये | संसार से इस तरद निरपेक्ष रह कर कोई कैसे जी 
सकता है, यह टेड़ी बात उस दानी राजा के बुद्धिमान्‌ मंत्री के मन में 
नहीं बैठी | बह थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर देखा कि जब्न मद्ात्मा 
श्रत्र उससे कुछ भी बोलना पसन्द नहीं कर रहे हैं तो पैरों को छूकर 
वह गाड़ी के नीचे से बाहर चला आया ओर एक विचित्र खुशी में 
राजधानी के मार्ग पर चल्ल पड़ा | 


महात्मा रैक्‍्व के मिलने का समाचार सारथी द्वारा सुन कर राजा 
जानश्रुति को बड़ी प्रसन्नता हुई | अरब वह उनके दर्शन की विधिवत्‌ 
तैयारी में लगे । शुभ मुहृतं में श्रपने साथ छः सौ बिआई हुई गौएँ, 
एक बहुमूल्य सोने का हार, जिसमें बीच-बीच में हीरे-मोती गये हुए 
ये, एक सुन्दर रथ, जिसमें बहुत बलवान घोड़े जुते हुए थे, लेकर 
महात्मा रेक्‍्व के पास पहुँचे | उस समय भी महात्मा रैक्‍्व उसी गाड़ी 
के नीचे बैठ कर अपने पेट में हुई खाज को खुजला रहे थे । राजा ने 
रेक्व के पास जाकर आदर सह्दित प्रणाम करते हुए दोनों चरणों को 
छुश्रा और फिर थोड़ी देर तक चुप रह कर विनीत स्वर से हाथ जोड़- 
कर सुवर्ण की माला को दिखाते हुए कहा--“महात्मन्‌ ! मैं राजा 
जानश्रुति का पौत्र जानश्रुति हूँ | आपकी सेवा में में सामने खड़ी 
हुई छः सो ब्याई गौएँ, एक सुन्दर रथ तथा यह माला समर्पित 
करना चाहता हूँ । मेरे राज्य में इतने दिन रहते हो गए कभी अपने 
राजधानी को पवित्र करने की कृपा नहीं की, नहों तो इस तरह टूटी 
फूटी गाड़ी को खींचने की आपको क्या जरूरत थी! मेरे राज्य 
भर में कोई भी महात्मा श्रापकी तरह कठिनाई का जीवन नहीं 
बिताता | क्षमा कोजिएगा, मुझे आपका पता बिल्कुल ही नहीं था, 
नहीं तो इतने कष्ट आपको कदापि न सहन करने पड़ते | हे महाराज | 
मेरी इस मेंट को कृपा कर स्वीकार कौजिए और श्राप जिस देवता 


महात्मा रैक्च और राजा जानश्रुति प्र 


की उपासना में लगे हुए हैं, उसका उपदेश मुझे भी कीजिए । मैं भी 
आपका एक छोटा-सा दास हूँ ।? 

राजा की ओर कुछ क्रद्ध नेत्रों से आग उगलते हुए के समान 
महात्मा रैक्व ने गम्भीर स्वर में कहा--शुद्र | यह गोएं, यह रथ 
और यह हार तू अपने ही पास रख। मुझे इनकी बिल्कुल जरूरत 
नहीं है। मेरे लिए तो अपनी यह टूटी-फूटी गाड़ी द्वी बहुत है |? 

रैक्ब की क्रुद्ध बातें सुन कर दयालु राजा जानश्र॒ुति ने सोचा कि 
कदाचित्‌ दक्षिणा में बहुत कमी देख कर ही महात्मा ने मुझे शुद्ध 
कहा है | या तो हंसों की बात सुन कर में उनसे दिल में ईष्यां करने 
लगा हूँ, इसलिए शुद्र कहा है | थोड़े घन पर कह्दीं उत्तम विद्या की 
प्राति हो सकती दे ! यह थोड़े धन से हमारी परम विद्या जानना 
चाहता है सम्भवतः इसी बात पर महात्मा ने मुझे फटकारा है और 
मेरी बातों का कोई उत्तर भी नहीं दिया है |? 

उधर महात्मा रैक्‍्व जानशभ्रुति से उक्त बातें कहने के बाद फिर 
अपना मुख दूसरी ओर घुमा कर बैठ गये ओर कुछ सोचते हुए पेट 
की खाज खुजलाने लगे | राजा जानश्रुति को फिर से उन्हें छेड़ने की 
हिम्मत नहीं हुईं | वह चुपचाप गाड़ी के नीचे से उठ कर बाहर चल्ले 
आये और नोकरों को सब सामान वापस ले चलने की आज्ञा देकर 
सारथी के साथ रथ पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पढ़े । 
रास्ते में उसे मह त्मा रैकक्‍्व की बातें रह-रदह कर तंग करने लगीं । 
लाखों बातें सोचने पर भी वह यह नहीं जान सका कि '“शृद्र! की 
नयी उपाधि उसे आज क्‍यों मिल। है ! जिसे सारा संसार आँख की 
पलकों में रखना चाहता है, पशु-पक्षी तक जिसके यश की बातें कहते 
फिरते हैं, उसे “शूद्र! कहने वाला महात्मा है या कोई पागल | सारथी 
तो रैक्‍्ब की बातों से इतना दुशखी हो गया था कि सारे मार्ग में राजा 
से कुछ बातचीत छेड़ने की उसकी हिम्मत ही छूट गयी । 

सायंकाल राजधानी में पहुँच कर राजा जानशुति ने वह रात 

द्‌ 


८२ उपनिषदों की कहानियाँ 


बड़ी बेचैनी से बिताई | दूसरे दिन प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त 
होकर उसने विचार किया कि बिना ज्ञान के श्रव मेरा शोक दूर नहीं 
हो सकता । संसार में जितने भी विद्वान या मद्दात्मा हैं, सब मेरी 
प्रशंसा करते हैं, केवल रैक्‍्च ही शूद्र रूप में जानतें हैं| निश्चय ही 
वह सब से बड़े महत्मा हैं, क्योंकि शूद्र के सिवा किसके मन में ईर्ष्या, 
द्वेष और शोक रह सकता है | इसलिए उन्हें जिस तरह भी हो सके, 
प्रसन्न करके सच्चे शान प्राप्ति करना ही अब मेरा धर्म है। मुझे 
उन महात्मा की कृपा अवश्य मिलनी चाहिए । उनके बिना मेरे इस 
शोक को दूर करने की शक्ति किसी दूसरे में नहीं है | 

मन में इस तरह का निश्चय पक्का करके राजा जानश्रुति इस 
बार श्रपने साथ एक हजार ब्याई हुई गोएँ, सोने का दूसरा बहुमूल्य 
हार, दूसरा सुन्दर रथ तथा अपनी इकलौती कन्या लेकर महात्मा 
रैक्व की सेवा में उपस्थित हुआ | श्रोर सब कुछ चरणों में निवेदन 
करते हुए बिनीत स्वर में बोला--भगवन्‌ ! यह सब सामग्री मैं 
आपको भेंट देने के लिए लाया हूँ | इनको आप स्वीकार कौजिए | 
मेरी यह कन्या आपकी धर्मपत्नी बन कर रहेगी। जहाँ पर आप बैठे 
हुए हैं, वह प्रदेश तथा उसके आस-पास के बीस गाँव भी में आप 
ही को श्रपण करता हूँ। आप मेरी तुच्छ मेंठ को सप्रम अंगीकार 
कीजिए | और मुके उस देव की उपासना का तत्त्व बतलाइये, 
जिसकी आराधना में इस तरह संसार से विरक्त होकर लगे हैं । मेरी 
दृष्टि में संसार में आपसे बढ़ कर महात्मा कोई दूसरा नहीं है इसीलिए 
जिन वस्तुओं को मैं सब से अ्रधिक कीमती तथा प्रिय समझता था, 
उन्हीं से आपकी सेवा कर रहा हूँ। में खाली हाथों से आपकी सेवा 
करना नहीं चाहता ।? 

राजा की इस लंबी बातर्चात को सुन कर रैक्व ने अपनी सहज 
चितवन से सामने खड़ी हुई राजा की गौश्नों, हार, रथ श्रौर उसकी 
परम सुन्दरी कन्या पर उड़ती हुई दृष्टि डाली और कुछ रूखे स्वर 


महात्मा रैक्‍्द और राजा जानश्रति प्परे 


में कह्दा--शूद्र | तू खाली हाथों से नहीं खाली हृदय और पाप भरे 
मन से उपदेश अहण करने आया है। तू मेरे ज्ञान का मूल्य आँकने 
चला है | जिस वस्तु को एक बार मैं ठुकरा चुका उसको कम समझ 
कर उससे अधिक के द्वारा तू हमारे उपदेश को खरीदना चाहता 
है। जिस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति तू करना चाहता है वह संसार 
के साम्राज्य से भी लाखों गुना कीमती है। तेरी यह मृतक गाएँ, 
टूटने वाला रथ, नष्ट होने वाला हार, ओर मरणधर्मा कन्या उसकी 
एक मात्रा की भी कीमत नहीं चुका सकते | भला बतलाओ तो सहद्दी 
कि इन विनाश होने वाली वस्तुश्रों के बदले में ब्रक्ष के शाश्वत शान का 
उपदेश तुझे किस प्रकार मिल सकता है ! तेरे समान दानशील औ्रौर 
उपकारी शजा को तो में इतना मू्ख नहीं समझता था। तू तो पूरा पशु 
निकला | तुम्हारी जगह"पर यदि कोई दूसरा राजा होता तो मैं उसे शाप 
देकर भस्म कर देता | पर मुझे मालूम है कि द्वदय से पापी नहीं है । 

रैक्ब की मृदंग के समान गम्भीर ख्वर में गजने वाली उक्त बातों 
को सुन कर और सात्तविक क्रोध से प्रदीत्त उनके मुखमणडल को देख 
कर राजा जानश्रुति विचलित हो गये। उनका भैय छूट गया। भय 
के कारण उनके ललाट पर पसीने की धारा फूठ पड़ी । कण्ठ सूख 
गया और आगे बोलने की हिम्मत छूट गयी । जीवन में इस श्रनहोनी 
घटना का उन्हें स्वप्न में मी कभी भान नहों हुआ था। महत्त्व के 
ऊँचे शिखर पर से गिर कर वह पाताल के गत में डूबने लगे। श्रन्त 
में निरपाय होकर वह महात्मा रैक्‍्व के चरणों पर गिर पड़े श्रौर 
गिड़गिड़ाते हुए बोले--“भगवन्‌ |! आप सर्वान्तियांमी हैं | इस चराचर 
संसार में कोई भी वस्तु अपसे छिपी नहीं है। किसी पाप-भावना से 
प्रेरित होकर मैंने यह श्रपराध नहीं किया है। मुझे हृदय से क्षमा 
कीजिए, श्र जिस उपाय से मेरा मानसिक शोक दूर हो, मेरी श्रविद्या 
का काला परदा सदा के लिए नष्ट हो जाय, वह उपाय कीजिए, । मैं 
अत तक कितने अज्ञान में था, इसे आज ही जान सका हूँ।' 


पड उपनिषदों की कहानियाँ 


राजा की बिनीत और करुणा से मरी वाणी को सुन कर महात्मा 
रैक्व के ज्ञान-विदग्घ हृदय में दया का अंकुर फूट पड़ा । थोड़ी देर 
तक चुप रहने के बाद वह बोले --'राजन्‌ ! जो कुछ मैं जानता हूँ, 
या जिस देवता की उपासना मे मैं लीन रहता हूँ, यदि उन सब बातों 
को तू जानना चाहता है तो इन गायों के साथ रथ और हार को 
राजधानी में वापस कर दे | केवल तुम्हारी सुन्दरी कन्या का वरण 
मैं करूँगा | इन तुच्छु और नश्वर वस्तुश्रों के दाम पर तू उसे नहीं 
खरीद सकता | उसके लिए तो तुभे अपना सवंस्व अपंण करना 
पड़ेगा । जब तक तू अपने को खुद नहीं श्रपंण कर देता तब तक 
तेरा अशञान नहीं मिट सकता। अपने आप को अलग करके तथा 
पराई वस्तुओं पर अपना अ्रधिकार समझ करके जब तक दान का 
पाखरड तू करता रहेगा तब तक त॒म्हारे हृदय से अज्ञान की कालिमा 
दूर नहीं होगी और उस काले पंकिल हृदय से ज्ञान का अंकुर नहीं 
फूट सकेगा। मनुष्य के हृदय से जब तक अपने घन, अपने अ्रधिकार 
और अपनी लालसाओं को सूक्ष्म माबना दूर नहीं हो जाती तब तक 
वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का अ्रधिकारी नहीं होता | उस काले 
पापी हृदय में भगवान्‌ का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो 
जानते हो कि वह ज्लीरसागर अर्थात्‌ दूध के समुद्र में निवास करने 
वाले हैं | जब तक मनुष्य का शुद्ध हृदय दूध के समान निर्मल नहीं 
हो जाता तब तक उस ज्ञीर समुद्रशायी भगवान्‌ का निवास क्‍यों कर, 
हो सकता है! राजन ! जो लोग अपने आप को बचा कर तेरी तरह 
केवल अपने अ्रधिकारों का समपंण करते रहते हैं वे मगवान्‌ के पाने 
का स्वप्न बेकार में देखते हैं !? 

महात्मा रैक्व की ज्ञान से भरी उक्त बातें सुन कर राजा जानश्रुति 
के भीतरी नेन्न खुल गये, वह फिर से उनके चरणों पर गिर पड़े और 
बड़ी देर तक अपने अज्ञानमय जीवन को बातें सोच-सोच कर आँसू 
बहाते रहे | 


महात्मा रैक्च ओर राजा जानश्रुति प्‌ 


फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने सारथी को गौएँ, 
रथ और हार कन्या को राजधानी पहुँचाने का इशारा देकर महात्मा 
रैक्ब से हाथ जोड़ कर कद्दा--“भगवन्‌ ! मैं कितने श्रश्ञान में था। 
मेरे जीवन के कितने अ्रमूल्य दिन यू ही बेकार में बीत गये। मैं जिसे 
सुवर्ण समझता था बह एकदम मिट्टी से भी बेकार ठहरा | आज मेरे 
पुण्य के सच्चे दिन उदय हुए हैं। में आज से आपकी शिष्यता 
अगीकार कर रहा हूँ ।! महात्मा रैक्‍्व ने जानश्रुति को ब्र्नशञान का 
सच्चा अधिकारी समझा श्रोर उसे विधिवत्‌ ब्क्मशान का उपदेश 
किया । बद्मज्ञान को प्राप्त कर दयालु और परमार्थी राजा जानश्रुति 
का तेज सचमुच बहुत बढ़ गया वह जीवन्पुक्त हों गया और उसके 
मानसिक शोक सदा के लिए दूर दो गये। ब्रह्मशञान से निमल एवं 
स्वच्छु उसके हृदय में भगवान्‌ का निवास हो गया | 

१८ ५८ )९ 

राजा जानश्रुति की परम सुन्दरी, लजावनतमुखी कन्या महात्मा 
रैक्ब के साथ व्याह दी गयी | जिस सोमाग्यशाली प्रदेश में महात्मा 
रैक्ब ने राजा जानभ्रुति को ब्रह्मश्न का उपदेश किया था और 
राजपुत्री के साथ पा्णिग्रहण संस्कार किया था वह बहुत दिनों तक 
रैक्बपर्ण के नाम से विख्यात रहा ।* 


१छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से 


उपकोसल की सफलता 
[६] 


जबाला के पुत्र जाबाल का दूसरा नाम सत्यकाम था। प्रायः 
लोंग उन्हें इसी नाम से अधिक जानते ये | सत्यकाम की विद्वत्ता और 
निःस्प्ठृहता की चर्चा उस समय के सभी अ।चार्यों से अधिक होती थी। 
उसका मुख्य कारण यह था कि सत्यकाम अपने विद्याथियों की विद्या 
पर उतना अधिक ख्याल नहीं करते थे जितना उनके चरित्रवान 
बनने पर | वह पढले अपने विद्याथियों को सच्चरित्र बनने की शिक्षा 
देते थे श्रोर जब जान लेते थे कि विद्यार्थी अपने चरित्र को पूरा-पूरा 
संभाल चुका है तब उसे ब्रह्मविद्या की, शिक्षा देते ये। इसका फल 
यह होता था कि उनके योग्य और चरित्रवान्‌ विद्यार्थियों की देश के 
कोने-कोने में प्रशंसा की जाती थी, जब कि दूसरे आचार्य के विद्यार्थी 
उतने सफल विद्वान भी नहीं होते ये | उस समय के समाज में सत्य- 
काम के योग्य ओर विद्वान्‌ शिष्यों ने एक ऐसी धारा बहा दी थी कि 
देश के ओर-छोर से सभी अपने पुत्र को सत्यकाम की देख-रेख में 
पढ़ने के लिए भेजने लगे। 

सत्यकाम की शिक्षा गुरुकुल में प्रवेश करते ही शुरू नहीं होती 
थी। विद्यार्थी अपनी सत्यनिष्ठा, सेवा-मावना, सहिष्णुता, धीरता 
तथा शारीरिक स्वास्थ्य की जब पूरी-पूरी योग्यता प्राप्त कर लेता था, 
तब उसे दो-तीन वर्ष के बाद शास्त्रीय विद्या का श्रीगणेश कराया 
जाता था। एक बार की चर्चा है कि जाबाल के यहाँ विप्रवर कमल 
का पुत्र उपकोशल विद्याध्ययन के लिए आया | वह प्रकृति का बढ़ा 
कुन्द था | जो कुछ बातें उसे बताई जाती जल्दी में ग्रहण नहीं करता 
था | साथी लोग सदा उसका मजाक बनाए, रहते थे पर वह कुछ भी 


उपकोसल की सफलता ८७ 


खयाज़ नहीं करता था। अक्सर ऐसा होता था कि दो-तीन या 
अधिक से अधिक चार साल के बाद विद्यार्थियों को विद्याध्ययन का 
प्रार्म्म करा दिया जाता था; पर उपकोसल में पाँच-छुः साल के बाद 
भी वह योग्यता नहीं अर सकी कि सत्यकाम उसे विद्याध्ययन के 
आरम्म करने की श्रनुमति देते। देखते-देखते उपकोसल के साथ 
अपने वाले कितने साथी श्रन्तिम दीज्ञा लेकर गुरुकुल से विदा होकर 
भी चले गये पर उपकोसल श्रभी तक जैसा का तैसा ही बना रहा। 

सत्यकाम ने पहले चार-पाँच साल तक तो उसे केवल श्राभ्रम की 
गौओ्रों को चराने का काम सौंप रखा था; पर उसके बाद भो जब 
उसका कुछ सुधार नहीं हुआ तो इस खयाल से कि आश्रम में दिन- 
रात के रहने से साथियों की देखा-देखी उसमें भी कुछ जार्णत 
आएगी, आश्रम की श्रग्नियों की सेवा का भार उसे सोपा | रात-दिन 
साथियों के संसर्ग से उपकोसल की आँखें सचमुच खुल गयीं। उसने 
यह सोचा कि मेरे कितने साथी गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर 
चले गए पर में श्रभी तक कुछ नहीं कर सका। पता नहीं, गुरुजी भेरे 
ऊपर क्‍यों अ्रप्रसन्न हैं जो अभी तक शास्त्रीय विद्या के आरम्भ करने 
की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। सारे गुरुकुल में मेरे जितना सयाना 
कोई विद्यार्थी नहीं है, समी साथी मेरा मजाक बनाते हैं पर पता नहीं 
गुरुजी मेरे ऊपर कुछ भी खयाल नहों कर रहे हैं। इस तरह वह भीतर 
ही भीतर घुलने लगा पर गुरु से कुछ स्पष्ट रूप में कहने की हिम्मत 
उसे नहीं पड़ी | इधर तन-मन से अग्नियों की सेवा में वह लग गया 
और गुरु तथा गुरुपत्नी के आदेश की प्रतिज्षण प्रतीक्षा करने लगा। 

सत्यकाम पत्थर के तो थे नहीं | उपकोसल की सच्ची सेवा से वह 
मन ही मन प्रसन्न होने लगे पर कठिनाई इसलिए थी कि श्रभी तक 
उसमें धीरता नाम मात्र के लिए भी नहीं आ सकी थी ओर श्रधीर 
को विद्या दान करना सत्यकाम के नियमों से विरुद्ध पड़ता था ! 

१८ भ६ )८ 


ध्द उपनिषदों की कहानियाँ 


उपकोसल के मन की व्यथा उस दिन बहुत बढ़ गयी जिस दिन 
उसके साथ अग्नियों की उपासना करने वाले साथियों का समावतंन 
संस्कार हो रहा था | एक ओर सारे गुरुकुल में आनन्द की लहर 
लहइरा रही थीं, पर श्रमागे उपकोसल का मन अधीर हो उठा था। 
उसे अपने बाल-साथियों का संग छूटने का उत्तना ही दुःख था जितना 
पिछले नये साथियों के साथ काम करने का | उस दिन खबरे से ही 
बह अग्निकुरड के समीप कोने में बैठा ही रह गया। बाहर विशाल 
मण्डप में दीक्षान्त समारोह मनाया जा रहा था पर उपकोसल के 
सामने यशकुए्ड' की अग्नि जल रही थी और हृदय में ईध्याग्नि कौ 
लपय उठ रही थीं। वेदों की गगनभेदा ध्वनियों के बीच उसके 
साथियों की मांगलिक दीक्षा समाप्त हो गयी ओर वह ग़ुरुपत्नी तथा 
साथियों से श्राशीर्वाद और शुभ कामनाओं को लेकर अपने अपने 
घर को प्रस्थान कर चुके पर उपकोसल उसो तरहद्द कोने में बैठा-बैठा 
दु/ली मन से सब कुछ देख रहा था। इतने दिन तक साथ-साथ रहने 
वाले, साथ-साथ खाने-पीने वाले, एक दूसरे की विपत्ति-सम्पत्ति में 
साथ देने वाले साथियों ने चिरकाल बाद जाने की उत्सुकता में उसको 
खोज भी नहीं की, यह देख कर उसका आहत हृदय श्रमष से एकदम 
भर गया | उसकी अ्राँखों से विवशता के कारण आँसू की धारा बह 
निकली और वह अपने अभाग्य के ऊपर महल्‍ला उठा | 

इसी दुःखमय स्थिति में बैठे हुए उपकोसल 'को साय॑ंकाल 
समीप आरा गया; उस कोने से उठ कर बाहर आने की उसकी हिम्मत 
नहीं हुईं। आखिरकार गुरुपत्नी की जरूरतों में उसकी खोज शुरू हुई। 
प्रतिदिन सायंकाल के समय वह इंघन ला कर अ्ग्निशाला के समीप 
रखता था और मंत्रों से उनका अमिर्तिंचन करके यशकुर्ड में आहुति 
करता था; पर आज न तो शाला के समीप इधन कोई जुटाने वाला 
है, न मंत्रों से श्रमितिचन करने का स्वर ही सुनाई पड़ रहा है। 
गुरुपत्नी की आशा से नये शिष्यों ने वन्य प्रान्त की ओर का सारा 


उपकोसल की सर्फलता >> 


माग दृढ़ डाला पर कहीं उपकोसल का पता नहीं लग सका | गुरुपत्नी 
की चिन्ताएँ बढ़ गयीं, वह सोचने लगीं कही अपने पुराने साथियों के 
मोह में फैंस कर उपकोसल भी तो नहीं घर चला गया | पर यह ऐसा 
अ्रबोध तो नहीं हे कि जिस उद्देश्य सिद्ध के लिए बारह वर्षों की कठिन 
साधना की उसे अधूरी छोड़ कर कहीं भाग जाय | हो सकता है कि 
साथियों के चले जाने से कहीं उदास हो कर बैठा दो | इसी उसेड़ 
बुन में वह यशशाला में गयीं और वहाँ देखा तो कोने में दुबअका हुआ 
उपकोसल चुपचाप आँखों से श्राँसुओं की धारा बहता हुआ शिर नीचे 
किए हुये बैठा है | गुरुपत्ती को देख कर उसके अ्रमष॑ का वेग बढ़ 
गया और बह फफक-फफक कर रोने लगा | 


उपकोसल की इस दीन-दशा को देख कर दयालु गुरुपत्नी की 
करुणा भी उमड़ पढ़ी । कोने से उसे खींच कर श्रेक में लगाते हुए 
वह बोलीं--'मेरे प्यारे ! तू इतना उदास क्‍यों हो रहा है, मैं आ्राज ही 
तेरे गुरु से तुमे विद्यारम्म कराने को अभ्यर्थना करूँगी | तू तनिक भी 
उदास मत हो । देख, सायंकाल थ्रा गया, श्रोर अभी तक तेरी अग्नियों 
की सायंपूजा नहीं हुई, न इधन आया और न अभियिचन का कुश 
और. जल | शीघ्र जा, और श्रपना काम कर, तुझे इतना दुःखी तो 
नहीं होना चाहिये । मेरे रहते हुए तुके किस बात का कष्ट है, जो इस 
तरह घर भागने के लिए ललक रहा है |! 


उपकोसल चुपचाप इधन लेने के लिए वन्य मा्ग की ओर चला 
गया गुरुपत्नी की ममता से भरी हुई वाणी ने उसके हृदय का काँटा 
काढ़ दिया | वह कुछ हल्का बन गया क्योंकि मन का सारा दुःख 
आँसुश्रों के रूप में बाइर निकल गया था। पुराने साथियों के घर चले 
जाने से उसे आज एक नवीन प्रेरणा मिली | वह सोचने लगा कि मैं 
अभी कितना अधीर हूँ, इतने दिनों तक आश्रम में रह कर भी किसी 
योग्य नहों बन सका | अवश्य मुझमें कोई कमी है, जो गुरु जी मुमे 


६० उपनिषदों की कहानियाँ 


विद्यादान का पात्र नहीं समझते | भ्रब मुझे सच्चे तन-मन से अपने 
कर्तव्य में जुट जाना है, देखें कब उनका द्वदय पसीजता है। 

उपकोसल के इन्धन के लिए वन में चले जाने के थोड़ी ही देर 
बाद सत्यकाम भी आ गये | गुरु पत्नी ने उपकोसल की उद्विग्नता 
का समाचार सुनते हुए कहा--'डपकोसल की दीनता से में श्राज 
विचलित हो गई हूँ | उसे श्राश्रम में रहते हुए बारह वर्ष के ऊपर हो 
गये । उसने श्रद्धापूवंक ब्रह्मचय के नियमों का यथोचित पालन किया 
है और आपकी यजश्ञशाला की श्रग्नियों की भली भाँति आराधना की 
है | उसके पीछे आए हुए साथी दीक्षा ग्रहण कर गहस्थ धर्म में सम्मि- 
लित हो गये पर वह ज्यों का त्यों है। आज वह दिन भर यज्ञ- 
कुण्ड से पास कोने में बैठ कर रोता रहा। अ्रभी मेरे बहुत कहने 
सुनने पर इन्धन के लिए वन की ओर गया है। उसके समान सरल, 
बिनीत और सेवा में निपुण शिष्य को ब्रह्मविद्या से श्रभी तक उपेक्षित 
क्‍यों किया गया है! मैं चहती हूँ कि उसे भी शीत्र ही दीज्षित कर 
गरहस्थ धर्म में प्रवेश करने की आशा दीजिये । नहीं तो ये अग्नियाँ 
आप को उलाहना देंगी। 

सत्यकाम ने पत्नी की बातें अनुसुनी कर दी श्रोर बिना कुछ उत्तर 
दिये ही सन्ध्यावन्दन में लग गये | थोड़ी देर तक वह खड़ी रहीं पर 
पर जब देखा कि सत्यकाम प्राणायाम खींच रहे हैं तो मन में मसोस 
कर घर के दूसरे कामों में लग गयीं। उधर उपकोसल ने अ्रग्नियों की 
विधिवत्‌ आराधना को, उसे यह आशा हो गई कि गुरुपतनी के 
श्राश्वासन निष्फल होने वाले नहों हैं । इधर सन्ध्यावन्दन से निबूति 
होकर सत्यकाम ने उपकोसल से बातें भी नहीं कीं और प्रतिदिन की 
तरह श्रग्न्याधान के मंत्रों का सस्व॒र पाठ भी उससे नहीं कराया | 

दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम लम्बी यात्रा के ज्िए चले गये 
श्ौर जाते समय पत्नी से कद्ट गये कि जब मैं पुनः आश्रम में वापस 
नहीं आता तब तक शाला की अग्नियों की सेवा सारा भार उपको- 


उपकोसल की सफलता ६१ 


सल पर है और अन्य छात्रों का पाठारम्म मेरे थ्राने पर होगा | इन 
नवीन छात्रों की देख-भाल भी उपकोसल करेगा | सत्यकाम के इन 
गूढ़ बचनों से पत्नी के निराश मन में कुछ आशा का संचार हुआा 
पर गुरू के लम्बी यात्रा पर चले जाने और जाते समय एकदम मौन 
रहने के कारण उपकोसल को बहुत दुखः हुआ | मानसिक अ्शान्ति 
ने उसके आहत द्वृदय को एकदम विचलित कर दिया और वह बहुत 
दुखी होकर श्रनशन करने पर उतारू हो गया | पर इस निश्चय के 
कर लेने पर भी उसने श्रग्नियों की आराधना से मुख नहीं मोड़ा | 

सायंकाल अन्य शिष्यों से उपकोसल के श्रनशन का समाचार सुन 
कर गुरुपत्नी को बहुत दु।ख हुआ । वात्सल्य स्नेह से उनका दयालु 
हृदय मर आया और उपकोसल से पास जाकर उन्होंने कहा---वत्स 
उपकोसल ! तू किस लिये भोजन नहीं कर रहा है |”? 

उपकोसल उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड' कर विनीत 
भाव से बोले--“मातः ! मेरे मन में व्याधियों की बाढ़-सी श्रा गई हे, 
में पहले तो केवल कुछ निराश था पर अब्र अनेक प्रकार की कठिना- 
इयों ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया है अ्रतः अब में कुछ भी न 
खा सकूगा |? | 

गुरगत्नी ने कह्टा--अह्यचारी ! तेरी मानसिक व्याधियों को में 
जानती हूँ और यह भी जानती हूँ किन कठिनाइयों ने देरी बुद्धि को 
विक्ृत कर रखा है | पर तुझे इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए । 
तेरे गुरु इतने अनजान नहीं हैं कि वह तेरी कठिनाइयों और मानसिक 
व्याषियों को न जानते हों, या जान-बुक कर टाल रहे हों। श्राज 
सबेरे का ही दाल है। यात्रा पर जाते समय उन्होंने कहा है कि 
शाला की अग्नियों की आराधना का सारा भार उपकोसल पर 
रहेगा !? इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि वह ठुमके उस काय के 
योग्य समझते हैं | तू उठ ओर भोजन कर ।. इस तरह मेरे रहते हुए 
तू आश्रम में अनशन नहीं कर सकता |? 


हरे उपनिषदों की कहानियाँ 


उपकोसल का शोक-विदग्ध हृदय गुर के इस अज्ञात-स्नेह के 
समाचार को सुन लेने के बाद से तरंगित हो उठा | इस अभूतपूष 
सम्मान के संदेश ने उसके सूखते जीवन में संजीवनी डाल दी | कृत- 
' शता से उसकी रोमावली पुलकित हो गयी। आँखों से प्रसन्नता के 
मोती चू पड़े और कश्ठ गदूगद हो गया। हाथ जोड़ कर उसने 
कहा--'मातः ! आज रात को तो अनशन करने की मैंने प्रतिज्ञा कर 
ली है, क्योंकि मानसिक अ्रशान्तियों के दूर करने का इससे सुगम 
कोई दूसरा उपाय नहीं है | किन्तु कल से मैं अनशन नहीं करूँगा। 
आप थ्राज के लिए मुझे हृदय से क्षमा करें, क्योंकि मैं विवश हूँ । 

गुरुपत्नी चुप हो कर चली गयीं। उपकोसल अग्नियों की 
सेवा में लीन हो गया । उस दिन और रात को उसने श्रपनी प्रतिज्ञा 
का पूर्ण पालन किया | 

है ् >< 

ब्रह्मचारी उपकोसल के उस दिन निराहार रहने से अन्तयांमी 
अ्ग्नियों ने विचार किया कि इस शुद्ध हृदय तपस्वी ब्रह्मचारी ने इतने 
दिनों तक मन लगा कर हमारी सेवा की है| पर इसकी कामना श्राज 
तक पूर्ण नहीं हो सकी | इसने आ्राज कुछ आहार भी नहीं किया है 
फिर भी हमारी सेवा में उसी तरह से दत्तचित्त है। इसकी सच्ची सेवा 
का फल हमें अवश्य देना चाहिए | जिस तरह से भी हो, हम लोग 
इसकी कामनाश्रों की पूर्ति करें | 

रात के प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद जब उपकोसल अग्निशाला 
में यश्-कुरढ' के समीप मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति- 
समेत समिध डाल रहा था, अचानक यज्ञकुए्ड से एक गम्भीर आवाज 
आयी--“क्नचारिन्‌ ! तेरी सेवा से में परम प्रसन्न हुआ हूँ। अपना 
अमिलषित वरदान तू मुझसे माँग ।? 

उपकोसल स्तम्मित हो गया | चारों ओर दृष्टि उठा कर उसने 
यशशाला में देखा, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा | वह कुछ भयभीत 


उपकोसल की सफलता ६३ 


हो गया क्योंकि ब्रिना शरीर की मानव वाणी छुनने का श्रवसर उसे 
नहों प्राप्त हुथ्आ था | इसी बीच यज्ञ-कुर्ड से फिर आवाज आयी-- 
ब्ह्मचारी | तू मयभीत मत हो मैं तेरी सेवाओं से प्रसन्‍न श्रभि हूँ। 
तू अपनी अमिलाषा का वरदान माँग !? 

उपकोसल का भय विस्मय में बदल गया । रोमावलि खड़ी हो 
गयी, छृदय धड़कने लगा, पैरों में केंपरकंपी थ्रा गयी | थोड़ी देर तक 
चुप रहने के बाद काँपते हुए. स्वर में वह बोला--अग्निदेव ! यदि 
आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्ह्मविद्या का उपदेश कीजिए, 
जिसे जान कर संसार के कष्ठों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है । 
इस संसार में जहाँ कहीं में दृष्टि डालता हूँ, सबत्र दुःखों का समुद्र 
उमड़ा दिखाई पड़ता है | श्रतः जिस तरह से भी इन दुःखों का अन्त 
हो वही उपदेश मुझे कीजिए |! 

इतना कह उपकोसल चुप हो गया । थोड़ी देर तक यशशाला में 
चारों श्रोर सन्‍नाटा रहा, फिर एकारक श्रग्नि कुरढ से एक परम 
तेजस्वी मानवाइृति बाहर निकली, जिसके शरीर से दिव्य तेज निकल 
कर चारों ओर फेल रह्य था। यशशाला के चारों श्रोर उस दिव्य 
शरीर प्रकाश का पृञ्ञ देखते-देखते ही उदृभासित हो गया। श्रत्र तो 
उस दिव्य शरीर की ओर देखने की शक्ति उपकोसल में नहीं रही । 
उसकी आँखें मैँद गयीं, शरीर भय से काँपने लगा ओ्रोर चेतनाहीन 
होने लगा | वह मूछित होकर गिर पड़ा । थोड़ी देर के बाद उसने 
अनुभव किया कि कमल की पेंखुड़ियों के समान कोमल, नवनीत के 
समान भूदु और हिम के समान शीतल सुखदायी अंगुलियों से उसकी 
पीठ पर कोई कुछ फेर रहा है, उसकी मिची हुई आँखों की पलकों से 
लेकर मुख श्रौर ललाठ तक उन शीतल सुखदायी अंगुलियों ने जादू 
की लकड़ी की तरह फिर कर उसे नवीन चेतनता श्रोर एक दिव्य ज्योति 
का अनुभव कराया । उसे मालूम होने लगा मानो द्वदय में शरत्‌ 
पूर्णिमा की चाँदनो से सोगुनी श्रधिकर प्रकाशमयी, शीतल, सुखदायिनी 


६४ उपनिषदों की कहानियाँ 


कोमदी खिली हुई है | मन में सौ गुना अधिक उत्साह हो आया है 
श्रंग-प्रत्यंगों में विद्यत्‌ प्रकाश की तरह स्फूति को लहर तरंगित हो रही 
हैं और द्ृदय वीणा के तारों को किसी ने उन्हीं मृदु अ्ंगुलियों से गुद- 
गुदाकर मंकृत कर दिया है। वह उठ बैठा और सामने देख रहा है 
कि एक सोम्य मूर्ति ऋषि उसके सामने खड़े हैं| वह धन्य हो गया। 
»६ > ५ 

दूसरे दिन प्रातःकाल उपकोसल बहुत सबेरे उठा और नित्यकर्म 
से निवृत्त होकर जब यशशाला में पहुँचा तो उसके नवीन साथियों में 
से एक ने बड़े कुतूइल से पूछा--'भाई उपकोसल ! श्राज तो तुम्हारी 
मुख की शोभा देखने योग्य है | तुम्हारे शरीर से तेज-सा छिटठक रहा 
है। बात कया है ? 

उपकोसल ने सहज भाष से कह्ा--भाई | यह मेरे उपबास का 
फल है । पूज्य माताजी का आशीर्वाद है, आराध्य गुरुदेव और 
उनकी आहुति अग्नियों की महान्‌ इपा है । मुझे तो अ्रपने में कुछ 
विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है ।' 

एक दूसरे साथी ने कह्--नहीं माई ! बात सच है । मालूम 
होता है जैसे तुम रोज की अपेक्षा अधिक शान्‍्त और सन्तुष्ट हो । 
मुखमण्डल हमारे अन्तःक रण का प्रतिबिम्ब हे, जो भावनाएँ भीतर 
दोती हैं, वह मुखमण्डल पर बाहर दिखाई पड़ती हैं। मुके लगता है 
कि जैसे तुम आज बहुत सन्तुष्ट और शान्त हो गए हो । 

उपकोसल ने दूसरे गुरुभाइ का कुछ उत्तर नहीं दिया। केवल 
मुसकराते हुए उसकी ओर एक बार निद्वार कर वह श्रम्मियों की 
आराधना में तन मन से जुट गया | उस दिन दोपहर को गुरुपत्नी ने 
उसे यशशाला के बाहर से पुकारा--“बत्स उपकोसल! कहाँ है ! क्या 
अभी तक तूने कुछ खाया-पिया नहीं !! उपकोसल ने हाथ जोड़. कर 
प्रणाम करते हुए कह्य--मातः | सबेरे पानी पी लिया है, श्रभी 
मध्याह की आहुति डालने के बाद आहार की चिन्ता करूँगा |? 


उपकोसल की सफलता ह्प्‌ 


गुरुपत्नी ने देखा आज का उपकोसल कुछदू सरा ही दिखाई पड़ 
रहा है। उन्होने पूछा--“वत्स | आज मैं देख रही हूँ कि तेरे मुख- 
मण्डल पर कल की तरह विषाद की रेखाएँ नहीं हैं, अंगों में ग्लानि 
का चिह्न नहीं है और तेरी आँखें तेरी मानसिक शान्ति और 
सन्तोष की साज्ञी दे रही हैं | 

उपकोसल ने विनीत भाव से कहा--“'मातः ! यह सब गुरुदेव, 
आप और अ्ग्निदेव की मुझ इतमाग्य के ऊपर मद्दान्‌ कृपा है। मैं तो 
जैसा कल था वैसा ही आ्राज भी हूँ !? 

गुरुपत्नी को उपकोसल की निश्छलता और प्रसन्नता से बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ | बोलीं--/वत्स | तूने कल भी कुछ खाया नहीं । श्राज मैंने 
तेरे लिए भी भोजन तैयार करके रखा है, समिधाओ्ं को श्रमिसिचित्त 
करके के बाद तू चले आना । देखना, कहीं बहाना मत बना देना |! 

उपकोसल चुप होकर थशशाला की ओर ताकने लगा। गुरुपत्नी 
आश्रम में चली गयीं और सब नये साथी उपकोसल के भाग्य पर ईर्ष्या 
करने लगे | एक ने ताना कपते हुए कह्ा--'भाई | श्रब. उपकोसल 
का क्या पूछना है ! उसे भोजन भी अरब बना-बनाया मिल रहा है | 
अब उसके भाग्य के दन शुरू हो गए हैं !! 

दूसरे ने कहा--भाई ! इतने दिनों तक बेचारे ने बड़ी ठोकरे 
खाई हैं, क्या तुम यह चाइते थे कि वह सारी उमर गुझकुल में ही 
बिता दे | भगवान्‌ सबके दिन फेरते हैं |! 

उपक्रोसल चुपचाप अमिकुएड के पास जाकर समिधाओं का 
आभिसिचन करने लगा | मानों उसने किसी की बातों को सुना ही 
नहीं | दोपहर के बाद जाकर उसने गुरुपत्नी के द्वा्ों से बना हुआ 
भोजन किया । बारह वर्ष के बाद इस प्रकार के श्रमृत तुल्य आ्रह्मर 
को सम्मान पृर्थक प्राप्त कर उसने भी समझ लिया कि मेरे ऊपर 
गुरुदेव को स्तच्ची कृपा हो गई है । 

' * रात फिर आयी। उपकोसल संध्या के नित्यकर्मों से अवकाश ग्रात् 


६६ उपनिषदों की कहानियाँ 


कर कल रात को अग्नि द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मविद्या का चिन्तन करते 
हुए शान्त मुद्रा में एक कोने में बैठ गया | पहर रात बीतने के बाद 
वह नित्य की माँति फिर यज्ञकुण्ड के समीप जाकर मंत्रों का सस्वर 
उच्चारण करते हुए भक्ति समेत सम्रिधा डालने लगा। कल की तरह 
आज फिर यज्ञकुणड से आवाज आयी--अह्मचारिन्‌! मैं भी तेरी सेवा 
से परम प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए. आया हूँ। अपना 
अभिलधित वरदान तू मुझसे माँग |? 

उपकोसल आज नहीं ढरा। उसके हृदय में ह की बाढ़-सी आ 
गयी | गंदगद्‌ स्वर से वह बोला--अ्रग्निदेव ! मुझे ब्रह्मविद्या के सिवा 
इस संसार में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं है। मुझे चारों 
चरणों समेत ब्रह्म का उपदेश मिले, यही चाहता हूँ ।? 

यज्ञकुर्ड' की प्रदीप लपटों से कल की भाँति फिर वही दिव्य 
श्राकृति बाहर निकलते हुए बोली--्रह्मचारिन्‌ |! कल तुमे ब्रह्म के 
एक चरण का उपदेश मिल चुका है। श्रव में तीन अंशों में प्रकट 
होकर तुमे ब्रह्म के शेष चरणों का उपदेश करूँगा। श्राज दूसरे चरण 
का उपदेश तुमे में दे रहा हँ। कल ओर परसों शेष चरणों का 
उपदेश ग्रहण करना | किन्तु वत्स | इस बात का ध्यान रखना कि 
हम सत्र तुझे अग्न्या राधन तथा ब्रह्म श्रर्थात्‌ श्रात्मा के यथार्थ तत्तत 
का ही उपदेश करेंगे, तेरे आचाय यात्रा से लोट कर तुमे इस ब्रह्म- 
विद्या के फल का उपदेश करंगे | बिना उनके उपदेश को प्रहदण 
किये तेये तेरी यह विद्या पूर्ण नहीं होगी, निष्फल रह जायगी।! 

उपकोसल ने हाथ जोड़ कर शीश झ्रुकाते हुए कह्त--'देव ! में 
इतनी अ्रशता नहीं करूँगा कि आचाय चरण की विद्या प्राप्त किए 
बिना गुरुकुल से चला जाऊ । 

हर हर -. २५९ 

कुछ दिनों के बाद सत्यकाम अपनी लम्बी यात्रा से वापस लौटे | 

वह कुछ दूर से दिखाई पड़े कि आश्रम में चहल-पहल मच गयी। 


उपकोसल की सफलता 8६७ 


शिष्यों ने गुरुदेव के चरणों की धूल मस्तक में लगायी | किसी ने 
उनका कमण्डलु लिया ओर किसी ने मृगछाला | उस समय उपको- 
सल अग्नि की आराधना में लगा था अतः उसे कुछ पता नहीं था| 
सत्यकाम ने शिष्यों की भीड़ में उपकोसल को देखना चाहा, पर वह 
नहीं मिला | उन्होंने जान लिया कि उपकोसल में अरब कितनी गम्भी- 
रता आ गयी है। अ्रश्रम में थोड़ी देर तक श्रम दूर करने के बाद उन्होंने 
शिष्यों को अपने-अपने काम पर जाने की आज्ञा दी और स्वयं यश- 
कुण्ड की ओर अकेले चल पड़े । शाला के द्वार पर पहुँच कर सत्य- 
काम ने देखा कि उपकोसल एकाग्र मन से मध्याह की सीमाश्रों को 
ठीक कर रहा है। उसके मुखमण्डल पर सूर्य के समान जाज्वल्यमान 
तेज विराज रहा है और जीम वेदमंत्रों के उच्चारण में निरत है। 

सत्यकाम ने मृदुस्वर में पुकारा--बत्स उपकोसल !? 

उपकोसल ने श्राखें उठा कर देखा तो चिरकाल के प्रवास के बाद 
गुरुदेव शाला के द्वार पर विराजमान हैं | समिधाश्रों को नीचे रख वह 
दौड़ पड़ा ओर गुरु के चरणों से लिपट गया | सत्यकाम ने उपकोसल 
को उठा कर छाती से लगा लिया | उन्होंने देखा कि उपकोसल के 
मुखमण्डल पर ऐसी प्रखर दीसि विराजमान है कि श्राँखें चका्चोध्र हो 
रही हैं | उसकी आँखें आदि समस्त इन्द्रियाँ सात्विक प्रकाशपुंज से 
प्रदीप हैं, पूरे शरीर में ब्रह्मबच॑स की पूर्ण छुठा छिटक रही है | ह॒ए में 
भर कर उन्होंने पूछा--बत्स | तेरा मुख ब्रह्मशानियों की तरइ चमक 
रहा है| इन्द्रियों समेत सारे शरीर में ब्रह्म तेज-सा रकलक रहा है । 
बता, तुझे कितने ब्रह्म का उपदेश दिया है ?? 

उपकोसल स्तम्मित हो गया | थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद 
शिर को नीचे कर उसने कहा--गुरुदेव ! आपके बिना मुझे कौन 
उपदेश करता ! आपके पहले यह अग्नियाँ अपने तेजोमय प्रकाश से 
अधिक जाज्वल्यमान्‌ थी; पर आप के आने से तो यह भी मानो भय- 
भीत हो गई हैं |? 


हद उपनिषदों की कहानियाँ 


सत्यकाम को उपकोसल का यह्द संकेत सममने में कोई कठिनाई 
नहीं हुई | तुरन्त बोल पड़े---“वत्स ) में जानना चाहता हूँ कि अ्रग्नियों 
ने तुके क्या उपदेश किया १? 

उपकोसल थोड़ी देर चुप रहा | फिर उसने आदि से अन्त तक 
अग्नियों से जो कुछ उपदेश प्राप्त किया था, सत्यकाम को सब कह 
सुनाया ।! | 

सत्यकाम ने सब कुछ सुनने के बाद कहा--वत्स ! में समझ 
गया । इन अग्नियों ने तो तुके इस लोक सम्बन्धी ज्ञान का ही उप- 
देश किया है, मैं ठुके उस पूण शर्म का उपदेश करूँगा, जिसका 
साक्षात्‌ थे जाने पर पुरुष को लौकिक पापों का स्पश नहीं होता | 

उपकोसल ने कहा--भगवन्‌ | यह सब आपकी अमोघ कृपा ही 
का फल है। अन्यथा कहाँ मुझ ऐसा हतमाग्य और कहाँ आप जैसा 
सर्वज्ञ गुरु !? 

ह.( हि 9८ 

तदनन्तर सत्यकाम ने उपकोसल को ब्रह्म का रहस्यमय सम्पूर्ण 
उपदेश किया और मांगलिक मुद्दृत में उसका समावर्तन संस्कार 
सम्पन्न कर ग्ंहस्थ के लिए घर जाने की आशा दी।' 


छान्दोग्य' उपनिषद से 


गार्गी ओर याज्ञवल्क्य 
[ ७ | 


मगध-साम्राज्य की स्थापना के पहले भी उस देश का नाम 
मिथिला था, जहाँ पर आजकल दरस्मंगा, मेंगेर, शाहाबाद आदि 
बिहार के उत्तरी जिले फैले हुए हैं | मिथिला का राजवंश भारत की 
ऐतिहासिक राज-वंशावलि में बहुत प्रतिष्ठित समझा जाता था। 
उसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ के राजा लोग अपनी प्रजा को 
पुन्न के समान स्नेह की दृष्टि से देखते थे । वे उनकी हर एक बातों में 
सहायता करते थे | आजकल के राजाओं की तरह प्रजा को चूस कर, 
अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचा कर अपने निजी ऐशो-आराम के लिए 
धन इकट्ठा करने की ओर उनका ध्यान नहीं था। वे प्रजाओं के 
जनक अर्थात्‌ पिता कहे जाते थे | पिता का काम है अपने बच्चों की 
रक्षा करना, उन्हें खाना कपड़ा देना, पढ़ा-लिखा कर योग्य बनाना, 
बीमारी में तन मन धन से दवा-दारू का प्रबन्ध रखना, सारांश यह 
कि सुख-दुख में सबंत्र उनकी उन्नति और भलाई का ध्यान रखना । 
मिथिला के राजाओं का यह गुण खानदानी बन गया था, यही कारण 
है कि वे प्रायः सब के सब “जनक? नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रजा की 
रज्षा में और अपने पारलौकिक श्रेय की चिन्ता में अपने शरीर का 
भी ध्यान नहीं रखते थे यही कारण है कि .वे सब विदेह भी कहे 
जाते ये । 

इसी मिथिला के एक राज! विदेह या जनक की यह कथा बतला 
रहा हूँ | वह राजा जनक अपने समय के एक बहुत बड़े राजा ही 
नहीं थे बल्कि बहुत बड़े विद्वान और महात्मा भी थे। उस समय 
यद्यपि लोग ब्राह्मण गुरु से ही विद्या सीखने जाते थे किन्तु राजा जनक 


१०० उपनिषदों की कहानियाँ 


से, क्षत्रिय होने पर भी, विद्या सीखने के लिए दुर-दूर से विद्यार्थी 
आते थे | यदी नहीं, बड़े-बड़े ऋषि-सुनि, महात्मा और पेण्डित भी 
किसी कठिन विषय के आ जाने पर उनसे आकर गुत्थी सुलमाते 
थे | इस तरह उनका जीवन इतना विचित्र ओर दुरंगी था कि लोग 
उनकी जीवन-चर्य्या सुन कर विस्मय में पड़ जाते थे | 

एक बार उन्हीं राजा जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें 
संसार के कोने-कोने से ढढ़-ढुढ़ कर विद्वान्‌ परिडत, महात्मा ऋषि, 
मुनि बुलाये गये | बड़ी धूमधाम से यज्ञ सम्पन्न हुआ और मंगल 
मुहूर्त में विद्वान राजा जनक ने यज्ञागिन में पूर्णाहुति डाल कर यश्ञ 
की शेष क्रियाएं भी समाप्त कर दीं, केवल कुछ पणिडतों को अतिरिक्त 
दक्षिणा देना बाकी रह गया। ठीक अवसर पर राजा के हृदय में 
एक कुतूहल जागा | उन्होंने सोच। कि आज इस विद्वन्मए्डली में यह 
निश्चय हो जाना चाहिए कि कौन सब से बड़ा विद्वान्‌ भ्रौर महात्मा 
पण्डित है। क्योंकि सभी अपने-अपने को बहुत बड़ा विद्वान्‌ समझते 
हैं और एक दूसरे को अपमानित करने का अवसर ढढ़ते रहते हैं। 
इन फैसले के बाद कम से कम यह तो विदित ही हो जायगा कि इस 
समय का सबसे बड़ा विद्वान कोई एक है ! 

राजा के उस यज्ञ में विशेष कर कुरु ओर पांचाल देश के परिडतों 
में बड़ी होड़ चलती थी, वे सब के सब अपनी विद्या के मद में चूर 
रहते थे | राजा ने यज्ञ की समाप्ति कर प्रायः सभी विद्वानों को 
एक समान प्रचुर दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया और सब प्रसन्न मन से 
ग्राशीवाद देकर अपने-अपने घर जाने का तैयारी में लग गये थे कि 
इसी बीच परिडतों से आ्रशीरवांद ग्रहण कर राजा ने कुछ अन्न-जल 
ग्रहण करने की आज्ञा ले अन्तःपुर मैं प्रवेश किया। राजमहल के 
प्रवेश-द्वार पर पहुँच कर उसने भ्रपनी गोशाला के प्रधान को बुला कर 
आशा दी कि “सहस्त गोश्ों को स्नान करा कर तैयार कराओ और 
अमात्य से जाकर कहो कि उनकी सींगों में दस-दस सुधर्ण की मुद्राएँ 


गार्गी ओर याशवल्क्य १०१ 


बाँध दी जाये। में जब तक भीतर से भोजन करके बाहर आ। रहा हूँ 
तब तक यह सब्न प्रबंध हो जाना चाहिए ।' 

थोड़ी ही देर बाद मोजन कर अन्तःपुर से ज्यों ही राजा बाहर 
निकला त्यों ही इधर से गोशाला के अध्यक्ष ने समीप जाकर हाथ 
जोड़ कर निवेदन क्रिया--“महाराज की आशा से एक सहख गोएँ 
स्नान करा कर पुष्पादि अलंकरणों से सजा दी गई हैं |? 

राजा ने कहा--“उनकी हर एक सींगों में दस-दस सुबर्णु मुद्राएँ 
भी बंध गई हैं न !' 

प्रधान गोपालक ने कहदा--हाँ? महाराज ! सब्र कुछ हो चुका है।! 

राजा ने कद्दा- उन्हें हंकवा कर यज्ञ-ग्मण्डप के समीप लाकर 
खड़ी करो | देखना, कोई भाग न सकें ऐसा प्रबन्ध करना |? 

प्रधान गोपालक ने हाथ जोड़ कर कहा--“जो थ्राज्ा महाराज |? 

प्रसन्नसुख राजा यशमण्डप में पहुँचा, जहाँ ब्राह्मण लोग अपने- 
अपने आशभ्रमों को लौटने की तैयारी करके उसके आने की उत्सुक 
प्रतीक्षा में थे | और इधर प्रधान गोपालक भी अपने अनुचरों समेत 
सहसत गौएँ लेकर यशशाला की ओर चल पड़ा। गोश्रों को आते 
देख ब्राह्मणों की मण्डली में एक कुतूहल और हृ्ष का पारावार-सा 
उमड़ पड़ा । सबने समझा कि शायद राजा इमें एक-एक गोएँ और 
ग्रधिक दान करना चाहता है। 

राजा के पहुँचते ही सब परिडत लोग उसे घेर कर चारों ओर 
से खड़े हो गये और शीघ्र अ्रपने-अपने घर जाने की आजा प्राप्त करने 
की प्रतीक्षा करने लगे | 

थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद राजा ने कुछ गम्भीर स्वर में 
कहा--'हे पूजनीय ब्राह्मणों ! श्राप लोगों ने इस दास के ऊपर जिध 
प्रकार की कृपा करके इतने दिनों तक सच्चे हृदय से यश सम्पन्न 
करने में सहायता पहुँचाई है, उसके लिए. यह आपका चिर इतज्ञ 
रहेगा | यज्ञ में इतने दिनों तक एक साथ रहने से आप लोगों को 


१०२ उपनिषदों को कहानियाँ 


बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़े होंगे | मेरे अश अनुचर आपकी सेवा 
भी भली तरह नहीं करते होंगे, इसके लिए आप सब मुझे हृव्य से 
क्षमा करें| आप लोगों के समान तेजस्वी एवं विद्वान ब्राह्मणों को 
कुछ सेवा करने का मुझे जो यह अवसर मिला है, वह कई जन्मों के 
पुण्य का फल है। में अपनी खुशी का वर्णन किन शब्दों में करूँ | 
आप सबके उपकारों से मेरे रोम-रोम बिके हुए हैं /? 

ब्राह्मणों की मएडली में चारों और से 'साधु-साधु? की ध्वनि होने 
लगी। ब्राह्मणों के निर्मल हृदय में राजा जनक की इस बिनीत 
भावना ने एक अ्रमिट छाप छोड़ दी | सबके सब कृतज्ञता के प्रवाह 
में बहने-से लगे | इसी बीच प्रधान गोपालक गौश्रों को चारों ओर 
से घेर कर खड़ी कर चुका था| 

राजा ने गम्भीर भाव से एक बार गोश्रों की भीड़ की ओर दृष्टि 
डाली और फिर थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद ब्राह्मणों की ओर 
दाहिना हाथ उठा कर विनीत रबर में कहा--पूज्य ब्राह्मणों! में 
चाहता हूँ कि आप सब्र लांगों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हों वे इन सब 
गोश्रों को हाँक कर अपने घर ले जायेँ | उसी सवभ्रेष्ठ ब्रह्मनि8 विद्वान्‌ 
एवं महात्मा के चरणों में मेंट करने के लिए मेंने इन्हें यहाँ खड़ी 
कराया है |? 

राजा के इन विनत शब्दों ने ब्राह्मण-मण्ठली के कोलाइल को 
एकदम शान्त कर दिया | कुछ ने स्पष्ट सुना और कुछ ने श्रधूरा 
सुन कर भी सब कुछ जान लिया । थोड़ी देर तक तो सारी भीड़ मूर्ति 
की तरद्द निश्चेष्ट बनी रही, क्योंकि सभी यह जानते थे कि राजा 
जनक के सामने अपनी विद्वता ओर ब्रह्मनिष्ठा का दावा करना 
आसान काम नहीं है | थोड़ी देर बाद कुछ आचार्यों के शिष्यों ने 
अपने-श्रपने शुरु के कान के पास जाकर एक सहसख गौग़ों को एक 
साथ पाने का लोभ फुसफुस शब्दों में प्रकद किया; पर आचार्यों की 
हिम्मत ने जनक के सामने अपनी विद्वत्ता प्रकट करने की धृष्टता से . 


गार्गी ओर याज्षवल्क्य १०३ 


साफ इनकार कर दिया | वे शिर हिला-हिला कर इधर-उधर ताकने 
लगें। थोड़ी देर तक इस नीरवता ने राजा जनक के उस यशमण्डप 
में अपना अधिकार और जमाया, जहाँ पर श्रभी थोड़ी देर पहले 
तुमुल कोलाहल मचा हुआ था । यज्ञ-कुण्ड से निकलने वाली धूम की 
सुगन्धित काली रेखा मानो उन सभी ब्राह्मणों की भत्संना करती हुई 
ऊपर चढ़ी जा रही थी; पर वे सत्र के सब चुप ही बने रहे | किसी में 
बोलने की हिम्मत नहीं श्रायी । 

थोड़ी देर बाद इथ नीरवता को याशवल्क्य के इन गम्भीर शब्दों ने 
तोड़ दिया। ध_मुपस्थित सभी जल्ोगों ने उत्कश्ठित मन से सुना 
कि वे अपने शिष्य को सम्बोधित कर कह रहे हैं-..'प्रिय दर्शन 
सामश्रवा | इन समस्त गौशों को हाँक कर अपने आश्रम की ओर 
ले चलो !! 

याशवल्क्य के मेँह से इन शब्दों के निकलने भर की देर थी कि 
उनके उत्साही शिष्य गौश्रों के पास पहुँच कर चारों ओर से 
हॉकने लगे | उतत समय याशवल्क्य का मुखमण्डल तेज्ञ से प्रदीप्त हो 
उठा था और उनके स्वर में धीरता एवं गाम्मीयं का मिश्रण था | 
ब्राह्मणों ने देखा कि वह राजा के पास पहुँच कर कह रहे थे-.. 
“राजन | श्रब आशा हो तो आश्रम को चले क्योंकि वहाँ से आए हुए 
काफी दिन बीत गये, पता नहीं शिष्यों की पढ़ाई ठीक से चल रही 
है या नहीं | 

सभा में उत्तेजना की एक छिपी लहर-सी फैल गयी, क्योकि याज्- 
वल्क्‍्य के शिष्य गोश्रों को हाँक कर थोड़ी दूर निकल गए थे और 
इधर राजा जनक भी याज्षवल्क्य की विदाई के लिए. चल पड़े थे | 
बड़े-बड़े वयोवृद्ध एवं शान्त आचार्यों में भी याशवलक्य की इस 
धुष्ठता ने खलबली मचा दी; पर किसी में अ्असर बनने की ज्ञगता 
नहीं रही । 

राजा जनक के प्रधान होता ऋत्विज्ञ अश्वल से नहीं रहा गया, 


१०४ उपनिषदों की कहानियाँ 


क्योंकि उन्हें यह पता था कि भूमण्डल भर के विद्वानों में उनसे 
वयोबृद्ध एवं सम्मानित दूसरा कोई नहीं था | इसके अतिरिक्त अपने 
यजमान की दक्षिणा को एक बाहरी उद्धत युवक सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ एवं 
ब्रह्मनिष्ठ बन कर ले जाय, यह मृत्यु से कम दुश्खदायी नहीं है | 
अपशय ही तो सच्ची मृत्यु भी है। इस तरह अपमानित होकर फिर 
से राजा जनक की आँखों में अपनी पूथ॑-प्रतिष्ठा का प्राप्त करना 
मुश्किल था। वे एकदम विचलित से हो गये श्रोर पीछे से याशवल्क्य 
के आगे खड़े द्ोकर रूखे स्वर में बोल पड़े--याशवल्क्य | क्या 
तुम्हीं हम सब्न में सब से बड़े विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो इन गौश्रों 
को हँकाए हुए चले जा रहे हो ?' 

अश्वल के श्रोंठ काँप रहे थे, दिल घड़क रह था और स्वर 
करठ सूख जाने के कारण फटा हुआ था । 

याशवलल्‍्क्य खड़े हो गये | पीछे-पीछे चलने वाले राजा जनक भी 
अ्श्वल की ओर मेँह करके खड़े हो गये | पीछे की सारी विद्वन्मण्डली 
भी इधर-उधर खड़ी होकर उत्सुक कानों से याशवल्क्य का उत्तर 
सुनने के लिए चुप हो गयी | पर याज्ववल्क्य भी अ्रभी चुप खड़े थे । 
फिर थोड़ी देर तक इधर-देखकर यशवल्क्य ने मुसकराते हुए कदा-- 
भाई | इस उपस्थित ब्राह्मण-मण्डली में जो सब से बड़ा विद्वान्‌ तथा 
ब्रह्मनिष्ठ है उसे में सादर नमस्कार करता हूँ | आपने यह केसे जान 
लिया कि मैं सवश्रेष्ठ विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ बनने की धुष्टता कर 
रहा हूँ | मुझे तो इन गौओं की चाह थी, इसीलिए, ले जा रहा हूँ । 

अश्वल को अपनी विद्वत्ता और ब्रह्मनिष्ठा पर पूरा भरोसा था, 
राजा जनक के प्रधान होता के पद पर इतने दिनों तक रह कर वे देश- 
देशान्तर के परिडतों पर अ्रपनी विद्वता और ब्रह्मनिष्ठा की धाक जमा 
चुके थे। उद्धत याशवल्क्य के इस शानन्‍्त उत्तर ने भी उन्हें ककमोर 
दिया। अ्रपमानित करने की भावना उनमें प्रवल रूप से जाग उठी, 
स्वर को कठोर बनाते हुए वे बोले--याशवल्क्य | अपनी विद्वत्ता शोर 


गारगों श्रोर याशवल्क्य १०५ 


ब्रह्मनिष्ठा को। बिना प्रकट किए हुए तुम गौश्रों को हँका कर नहीं ले 
जा सकते | महाराज ने पहले ही यह बात प्रकद कर दी है | क्या तुम 
सममते हो कि हममें से किसी के मन में इन एक सहख सुवर्शमण्डित 
गौझ्नों की चाह नहीं है| घृष्ठता मत करो और अपने शिष्यों को रोको, 
जब तक मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे लोगे तब तक गौश्रों को 
नहीं ले जा सकते |? 

याश्वल्क्यथ ने अपने शिष्यों को गोएँ खड़ी करने का आदेश 
देकर अश्वल से मुसकराते हुए विनीत स्वर में कह्य--भाई ! गौएँ 
खड़ी हैं | आप जो प्रश्न चाहें मुकसे कर सकते हैं !? 

अश्वल नेथोड़ी देर तक सोचा विचारा | फिर याज्ववल्क्य की 
ओर दाहिना हथ उठा कर कहा--याशवल्क्य | क्‍या तुम यह बतला 
सकते हू कि किस प्रकार ये हवन करने वाले होत्रीगण मृत्यु को पार 
कर मुक्त हो सकते हैं १? 

याशवल्क्य ने बिना रुके हुए कहा--श्रश्वल | चारों प्रकार के 
होत्रियों को उस नित्य भाव का, जो इनके कर्मों के पीछे है, शान प्राप्त 
करना चाहिए | अर्थात्‌ उन्हें ऋचाश्ों का पाठ करना, छुन्दों का गान 
करना, आहुति देना, और पूजन का काम करना चाहिए । इनकी 
स्थिति बाणी, प्राण, चन्कु ओर मन पर है| किन्तु मन से उस अनन्त 
का ध्यान करना चाहिए. जो सब के पीछे है। उसी श्रनन्त को प्राप्त 
करने के बाद होन्रीगण मृत्यु को प्राप्त कर मुक्त हो सकते हैं। केवल 
कर्मों से मुक्ति की ग्राप्ति या मृत्यु का भय दूर नहीं हो सकता /? 

राजा जनक ने 'साधु? कह कर याशवल्क्य के उत्तर की सत्यता पर 
अपनी मुहर लगा दी ।अ्रश्वल चुप हो गये ओर सारी ब्राह्मण॑-मण्डली 
में थोड़ी देर के लिए फिर सन्नाठा-सा छा गया | 

इसके बाद भीड़ को चीर कर आगे बढ़ते हुए जरत्कार के वंशज 
क्रतुभाग के पुत्र आतंमाग ने राजा जनक के सामने खड़े होकर 
याशवल्क्य को सम्बोधित करते हुए कहा--याशवल्क्य | मेरे प्रश्न का 


१०६ उपनिषदों की कहानियाँ 


उत्तर दिए बिना तुम्हारी विद्कतता और ब्रह्मनिष्ठा की पुष्टि नहीं हो 
सकती | बोलो, तैयार हो मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिये १? 

याज्वल्क्य ने मुसकगते हुए सहज स्वर में कहा--“श्रातभाग ! 
में आपके एक नहीं अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, 
आप पूछ सकते हैं।? 

आपतभाग ने कुछ देर तक सोचने-विचा रने के बाद पूछा--याश- 
वल्क्य ! यह तो सभी जानते हैं कि मृत्यु इस संसार में सबको खा 
जाती है; मगर उस मृध्यु को कोन खाता है ?? 

याशवल्क्य ने सहज भाव से कहा- मृत्यु अग्नि है, जो सब को 
जला देती है, किन्तु जिस तरह साधारण अग्नि को भी जल खा लेता 
है उसी तरह उस मृत्यु अग्नि को भी शक्ति का जल खा लेता है 
अर्थात्‌ वह शक्ति का समुद्र जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है उस मृत्यु 
का भी भक्षक है ।! 

आगतंभाग चुप हो गये। थोड़ी देर तक चुप रहे,फिर बोले--'क्या 
मनुष्य के मरने के बाद उसकी इन्द्रियाँ उसके साथ-साथ जाती हैं | 

निहीं, वे तो उसके शव साथ रह जाती हैं।! याज्ञवल्क्य ने कहा । 

आतंभाग ने कह_्ट---तो फिर उसके साथ क्‍या जाता है !? 

“उसका नाम |? याशवल्क्य ने कहा | 

आतंभाग ने कुछ रुष्ट होकर कह्ा--“याशवल्क्य ! इतना मैं भी 
जानता हूँ, तनिक स्पष्ट करके सममाओ। मैं यह पूछ रहा हूँ कि जब 
मनुष्य मर जाता है और उसका शरीर तथा इन्द्रियाँ नष्ट हो जञात॑ हैं 
तब फिर उसका क्‍या बच रहता है !? 

याशवल्क्य ने कह्द--“तात आ्रातमभाग | इसकी बात्तचीत सबके 
सामने नहीं दो सकती | एम दोनों महाराज के साथ एकान्त में चलें 
तब वहीं में दहृशन्त के साथ इसका पूर्ण उत्तर आपको दे सकंगा, आप 
8 चाहें तो विद्वन्मएडली से कुछ शोर विद्वानों को साथ ले चल 
सकते हैं ॥ 


गार्गी और याज्ञवल्‍्क्य १०७ 


आ्रतंभाग सहमत हो गये श्रोर राजा जनक तथा दो चार प्रमुख 
बयोवृद्ध मुनियों के साथ एकान्त स्थल्न में चले गये । बहाँ दोनों बड़ी 
देर तक शाख्रा्थ करते रहे । अन्त में जो कुछ निश्चय हुआ उसका 
तात्पय यही था कि 'मानव जीवन का स्वस्थ उसका कर्म है। वही 
रब से प्रशस्त और पृज्य है। श्रच्छे व माँ से मनुष्य अच्छा होता है 
ओर बुरे कर्मों से बुरा । मरने के बाद यही कम ही शेष रह जाते हैं 7 

उस एकान्त स्थल से वापस लोठ कर आआआातंभाग ने विद्वन्मए्डली 
की ओर मुँह करके उच्च स्वर में कहा--विद्वानों | मेरे पश्नों का 
उत्तर देकर याशवल्क्य ने अपनी विद्बत्ता और ब्रह्मनिष्ठा का पूर्ण 
परिचय दिया है। मैं तो इन्हें इन गोओझ्ों को ले जाने का अधिकारी 
मानता हूँ । यदि श्राप लोगों में से कोई इनसे कुछ पूछना चाहे तो 
सामने आकर पूछे ।' 

तदन्तर सभा की थोड़ी देर की नीरवता को भंग करते हुए लाह्म 
के पुत्र भुज्यु नामक आचार्य भीड़ से बाहर आकर राजा जनक ओर 
याशवल्क्य के सामने खड़े हुए । उस समय उनका मुख तेज की अपधि- 
कता से चमक रहा था ओर सफेद दाढ़ी छाती तक नीचे लटक कर 
उनकी विद्वत्ता के साथ-साथ वयोवृद्धता की भी सूचना दे रही थी । 
थोड़ी देर तक याशवल्क्य की ओर निनिमेष ताकने के बाद भुज्यु ने 
कह्दा--याश्नवल्क्य ! में एक बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ। 
उसका उत्तर देने के बाद तुम मेरी दृष्टि में सब से अधिक विद्वान 
और ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध होगे ।? 

याशवल्क्य ने कहा--'भगवन्‌ | आप बड़ा से बड़ा प्रश्न कर 
सकते हैं, में यथामति सब का उत्तर देने के लिये तैयार हूँ । 

भुज्यु याशवहक््य की विनीत दर्पोक्ति से पहले तो सहम गये फिर 
गम्भीर होकर बोले--थाशवल्क्य ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि परी- 
ज्षित आदि उपतिगण, जो अपने समय के बड़े दानी और यज्ञशील 
थे, मृत्यु के बाद कहाँ चले गए ? 


१०८ उपनिषदों की कहानियाँ 


याशवल्क्य ने बिना रुके हुए कश--तात भुज्यु | आपने बहुत 
सुन्दर प्रश्न किया। मृत्यु के बाद परीक्षित ग्रादि भी वहीं गए जहाँ 
वे सब मनुष्य जाते हैं, जो उन्हीं की तरह श्रश्वमेध यज्ञ करते हैं श्रोर 
दान देते हैं ।? 

भुज्यु ने रुष्ट स्वर से कह्ा--“वह स्थान कहाँ है ! इसी एरथ्वी पर 
या सप्तुद्र में !? 

याशवल्क्य ने कह्ा-- “वह स्थल इस प्रृथ्वी और समुद्र के पार है।! 

भुज्यु ने कह्द--इस पृथ्वी और समुद्र से कितने अ्रन्तर पर वह 
स्थल है, इसे में जानना चाहता हूँ।! 

याशवल्क््य ने कह्द--ताता भुज्यु ! बह स्थल इस लोक से छुरे 
की तेज धार अथवा मक्खी के प॑ख जितने सूक्ष्म अन्तर पर है। पर 
उसे हम देख नहीं सकते । उसी स्थल पर वे सब मनुष्य भी परीक्षित 
आदि के साथ निवास करते हैं, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया हे और 
प्रचुर दक्षिणाएं दी हैं ॥ 

भुज्यु ने कहा--मैं यह जानना चाहूँगा कि उन्हें वहाँ पहुँचाता 
कोन है ! 

“वे सब वहाँ वायु द्वारा पहुँचते हैं, जिसकी सत्र श्रवाध गति 
है !! याशवल्क्य ने कद्दा | 

राजा जनक याशवल्क्य के इस उत्तर से पुलकित हो उठे। अपने 
हार्दिक हृ को सूचित करते हुए बोले--अह्निष्ठ याशवल्क्य ! आपके 
इस समुचित उत्तर की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है| महात्मन्‌ ! 
श्रापकी विद्वता सराहनीय है।? 

भुज्यु चुप हो गये और सारी ब्राह्मण-मरडली याशवल्क्य के तेजस्वी 
ललाट एवं कमल के समान प्रफकुल्लित मुखमएण्डल की ओर ताकने 
लगी | थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद भरुज्यु ने भी आतंभाग की 
तरह याशवल्क्य की विद्वता और ब्रह्मननिष्ठा को विनीत शब्दों में 
स्वीकार करते हुए कहा--विद्वदूवृन्द ! निस्सन्देह याशव॑हकय की विद्वत्ता 


गार्गी ओर याज्षवल्क्य १०६ 


इतनी महान हैं कि वह एक सहस्त गोश्रों को ले जा सकते हैं। श्रब 
आ्राप सब में जिसे कुछ और पूछना दो वह सामने आकर पूछसकते हैं। 

भुज्यु के चाप होते ही चक्र के पुत्र उषस्ति, जिन्हें अपनी विद्या 
ओर बह्मनिष्ठा पर पूरा विश्वास था, भीड़ से आगे भरकर याशवल्क्य 
के सामने खड़े हो गये ओर गम्मीर वाणी में बोले--याशवल्क्य ! 
वह ब्रह्म या आत्मा जो सब के भीतर है और जिसको हम प्रत्यक्ष देख 
सकें क्या है !? 

याशवल्क्य ने कहा--भगवन्‌ उपषस्ति | वह तुम्हारी ही आ्रात्मा 
है, जो सत्र वस्तुश्रों के भीतर है | वही तुम्दारे प्राणवायु को भीतर 
खींचती है और अपान वायु को बाहर निकालती है। किसी वस्तु का 
ज्ञान केवल मन से या दरों इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; 
परन्तु इन दोनों से मी उस आत्मा को कैसे जान सकते हैं जो सब्र से 
अधिक विचारणीय शब्दों को ग्रहण करने वाली और समस्त ज्ञान को 
जानने वाली है। वह इतनी सूक्ष्म ओर इतनी महान है कि मन 
समेत इन इनिद्रियों से ग्राह्म नहीं हो सकती | वह जिस तरह तुममें 
प्रविष्ट है उसी तरह सब में प्रवेश किए हुए है |? 

उषस्ति चुप हो गये। और बड़ी देर तक चुप रहने के बाद 
विद्वानों को मण्डली की श्रोर मुख करके बोले--(विद्वानों | याशवल्क्य 
सचमुच परम विद्वान ओर ब्रह्मनिष्ठ हैं। मुके तो इनसे अ्रब कुछ भी 
नहीं पूछना है। आप लोगों में से यदि किसी को कुछ पूछना है तो 
आकर पूछ लीजिए, अन्यथा बेकार में देर हो रही है ! 

थोड़ी देर तक सभी आपस में एक दूसरे का मुख देखते रहे, 
झ्रौर फिर कुशीतक के पुत्र कहदोल सब को उत्सुक बनाते हुए भीड़ से 
निकल कर राजा जनक और याज्ववल्क्य के सम्मुख खड़े हुए.। थोड़ी 
देर तक आकाश की श्रोर ताकने के बाद कहोल ने कहा-- 
थाशवल्क्य ! तुमने जिस ब्रह्म या आत्मा के बारे में अभी-अभी यह 
बतलाया है कि वही सब के भीतर प्रवेश किए हुए हैं ओर उसको 


११० उपनिषदों की कहानियाँ 


मन या इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको हम किस तरह प्राप्त 
कर सकते हैं ! मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर तुम अपनी विद्वत्ता और 
ब्रह्मनिष्ठा का सच्चा परिचय दे सकते हो !? 

याशवल्क्य ने सहज भाव में कह्--तात कहोल | उस आत्मा 
या ब्रह्म को पाना बहुत सहज काम नहीं है। उसके लिए कोशिश 
करो | वह तुम्दारे मीतर ही है। उसे भूख प्यास, सुख-दुःख का 
अनुभव नहीं होता । वृद्धता ओर मृत्यु का भी दुःख उसे नहीं होता 
एवं अशान भी उसे नहीं घेरता | श्रतः उसे प्राप्त करने के लिए इन 
सब को छोड़ना पड़ता है, श्र्थात्‌ सारी कामनाओं का त्याग करने 
के बाद ही उसकी प्राप्ति सम्भव है। सन्‍्तान, धन, राज्य आदि की 
सारी कामनाएँ एक हो प्रकार की होती हैं। उन सब को छोड़ कर 
ज्ञान और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। मानसिक बल और 
ज्ञान जब कुछ स्थायी और इृढ बन जाता है तब मनुष्य मुनि अ्र्थात्‌ 
संसार के सभी विषयों का विचार और मनन करने वाला होता है। 
उसे यह विदित हो जाता है कि यह पदा्थ विचारणीय है और यह 
नहीं | और इस स्थिति में पहुँच कर जब दोनों का अन्तर स्पश्टतया 
ज्ञात हो जाता है तब उस ब्रह्म या आत्मा की प्राप्ति होती है। उस 
समय मनुष्य जैसी कोशिश करता है वैसा ही बन भी जाता है |! : 

निश्छुल कहोल का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। राजा जनक 
भी याशवलक्य के इस समुचित उत्तर पर बोल पड़े--'साथु महात्मन्‌ 
याश्वल्क्य ! साधु, श्राप जैसे विद्वान्‌ ही इस प्रकार का उत्तर देने 
की क्षमता रखते हैं |! सारी विद्वन्मएडली चुप हो गयी, और याज्ञ- 
वल्क्य के शिष्यों का समूह प्रसन्नता से नाच उठा। ह 

इस प्रकार थोड़ी देर तक ब्राह्मणों को मण्डली में भारी सन्नादा 
छा गया । याजश्वल्क््य की विद्बवत्ता ने मानों सब पर जादू की लकड़ी 
फेर दी, श्रब उस लम्बी भीड़ में न कोई कुछ बोलता था और न 
इंघर-उघर कानाफूसी ही करता था | फिर वचकनु की पुत्री गांर्गी 


गार्गी और याज्षवल्क्य १११ 


ओर अरुण के पुत्र आरुणि उद्दालक ने भी याशवल्क्य से अनेक 
गम्भीर प्रश्न किए, जो सभ ब्रह्म और जीव से सम्बन्ध रखने वाले थे; 
परन्तु याज्षवल्क्य ने उन सबका हँसते-हंसते ऐसा उत्तर दिया कि वे 
दोनों भी चुप हो गये । 

वचक्नु की पुत्री गार्गीं की प्रतिमा और विद्वत्ता की उस समय 
बड़ी प्रतिष्ठा थी, उसकी बाग्मिता और तकशैली के सामने बड़े-बड़े 
विद्वान मूक हो जाते थे | सब को झ्रशा थी कि याज्ञवल्क्य गार्गी को 
निरत्तर नहीं कर सकते; किन्तु गार्गी को इस तरह चुप देख कर सबको 
बड़ा विस्मय हुआ | अब गार्गी के प्रशंसकों से नहीं रह। गया और वे 
पुन: प्रश्न करने के लिए उसे बाध्य करने ज्गे | थोड़ी देर तक तो 
वह चुप रही फिर आगे बढ़ कर सब ब्राह्मणों से घोली---पूज्य ब्राह्मणों ! 
इन याशवल्क्थ ने यद्यपि मेरे प्रथम प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे चुप 
कर दिया है, किन्तु में दो अमोध प्रश्नों को अभी इनसे फिर पूछना 
चाहती हूँ | यदि उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यह दे सके तो मैं फिर 
यह मान लगी कि आपकमें से कोई भी इस महान्‌ परिडत एवं ब्रह्मवादी 
को नहीं जीत सकेंगे । 

ब्राह्मणों में से जो प्रमुख थे सब ने एक स्वर से कहा--'गार्गी ! 
तुम अपने उन दोनों प्रश्नों को अवश्य पूछो । 

गार्गी थोड़ी देर तक चुप रही फिर गम्भीर स्वर में बोली--हे 
याशवह्क्य ! जैपे वीरपुत्र विदेहराज या काशिराज युदक्ध्षेत्र में एक 
बार उतारी हुई डोरी वाले घनुष पर फिर से डोरी चढ़ा कर शत्र को 
अत्यन्त पीड़ा पहुँचाने वाले दो बाणों को हाथ में लेकर शत्र के 
सामने खड़े होते हैं उसी प्रकार दो महान्‌ प्रश्नों को लेकर मैं आपके 
सामने खड़ी हूँ । आप यदि रुच्चे ब्रह्मवेत्ता हैं तो इन प्रश्नों का 
समुचित उत्तर देकर मुझे सन्तुष्ठ करे |! 

याशवल्क्य ने मुसकराते हुए कह्ा--“गार्गी | तुम दो चार छ; 
प्रश्न पूछ सकती हो | याशवल्क्य प्रश्नों से घबरानेवाले नहीं हैं | 


११२ उपनिषदों की कहानियाँ 


गार्गोी कुछु सहम-सी गयी | फिर वाणी को कुछ गम्भीर बनाते 
हुए बोलो---'याशवल्क्य | जो इस ब्रह्माण्ड से ऊपर है ओर ब्रह्माण्ड 
से नीचे भी कद्दा जाता है, और जिसमें द्युलोक, एथ्वी, भूत, वतमान, 
भविष्य सब्च श्रोतप्रोत हैं, वह क्‍या है 

“वह सबव्यापी आकाश है |? सहज खबर में याशवल्क्य ने कहा । 

इस सरल, संज्ञिप्त और स्पष्ट उत्तर को सुनकर गार्गी बहुत प्रसन्न 
हुई,। उसने कहा--याज्ञवल्क्थ | आपने मेरे इस प्रश्न का जो ऐसा 
सरल और स्पष्ट उत्तर दिया है उसके लिये मैं आपको नमस्कार 
करती हूँ | भ्रव आप दूसरे प्रश्न के लिये तैयार हो जायें |? 

याशवल्क्य ने सरलता से कहा--“गर्गी ! तुम पूछ सकती हो ।! 

गार्गी ने उसी अपने प्रश्न को और याश्वल्‍्क्य के उत्तर को एक 
बार फिर दुहराया और उसी में तक करते हुए पूछा--याज्ववल्क्य ! 
आप कह रहे हैं कि यह चराचर जगद्गप सूत्रात्मा तीनों कालों में 
सवंदा, स्वव्यापी एवं अन्तयामी थ्राकाश में श्रोतप्रोत है तो मैं यह 
जानना चाहती हूँ कि वह आकाश किसमें श्रोतप्रोत है !? 

याशवल्क्य थोड़ी देर तक चुप रहे फिर गम्मीरतापूवक गार्गी की 
श्रोर दाहिना हाथ उठा कर बोले--“गार्गी [ ब्रह्म के जानने वाले उसको 
अज्लर श्रर्थात्‌ अविनाशी कहते हैं | वह न स्थल है न सूक्ष्म है। न 
छोटा है न बड़ा है | न श्रग्मि की तरह लाल है न जञ्ञ की तरह पतला 
ओर तरल | उसमें न छाया है न तिमिर है। न वायु है,न आकाश है, 
वह एकदम असंग है | उसमें न रस है न गन्ध है| श्राँख, कान, वाणी 
मन, तेज, प्राण, मुख एवं परिमाण भी उसमें नहीं हे । न वह अ्रन्द्र 
है न बाहर है | वह स्वयं न तो कुछ खाता है और न कोई उसे ही खा 
सकता है | इस प्रकार वह संसार से सभी विशेषणों से नितान्त रहित 
है। हे गार्गी | उसी अ्रक्षर की आशा से सूथ और चन्द्रमा अपने-अपने 
स्थान पर नियमित रूप से स्थिति हैं | अ्वलोक और पृथ्वी की स्थिति 
में भी अक्षर की आशा मूल कारण है | क्षण, घण्टे, दिन, रात, पक्ष, 


गार्गी और याज्षवल्क्य ११३ 


महीना, शख्यतु, साल, सब्न अपने-अपने स्थान में उसी के अनुशासन 
से स्थित हैं। हे गार्गी | यही नहीं, वह इतना महान्‌ एवं महिमामय 
है कि उसी के गृह अ्रनुशासन से शासित नरियाँ वर्फीलि पर्॑तों से 
निकल कर कुछ पूर्व की ओर बहती हैं और कुछ पश्चिम की ओर | 
हे गार्गी | उस परम नियन्ता अज्ञर को बिना जाने हुए जो लोग एक 
सहस बर्ष तक होम, यज्ञ अथवा तपस्या करते हैं, उनके उन सब 
कर्मों का फल विनाशशील होता है। उसको बिना जाने हुये जी इस 
लोक से जाता है वह कभी दुःखों से छुटकारा नहीं पाता। और जो 
भली भाँति उसको जान कर इस लोक से प्रस्थान करता है वही सच्चा 
ब्राह्षण है। 

“हे गार्गी | वह सुप्रतिद अविनश्वर किसी को नहीं दिखाई पड़ता 
पर वह सब को देखता है। उसकी आ्रावाज को कोई सुन नहीं सकता 
पर वह सब की आवाज सुनता है। उसे कोई जान नहीं सकता पर 
वह सब को जानता है। उसके सिवा इस संसार में न कोई देखने वाला 
है न कोई सुनने वाला, न कोई सममने वाला है, है जानने वाला । 
है विदुषि गार्गी ! उसी अक्षर में यह आकाश ताने-बाने की भाँति 
बुना हुआ है ।! 

महृषि याशवल्क्य के इस विस्तृत एवं विलज्षुण व्याख्यान को सुन 
कर गार्गी समेत सारी ब्राह्मण सभा सन्तुष्ट हो गयी। राजा जनक 
प्रसन्नता से विहल होकर 'साधु-साधुः करने लगे। थोड़ी देर बाद 
गार्गी गदुगद्‌ कंठ से ब्राह्मणों की ओर हाथ उठा कर बोली--हे पूज्य 
ब्राह्मणों ! इस परम विद्वान्‌ एवं ब्रह्मनिष्ठ याशवल्क्य को सब नमस्कार 
करो । इसे पराजित करने की बात कल्पना से भी परे है ॥ 

गार्गी की बात सुन कर सारी ब्राह्मण-मरडली श्रवाक्र रह गयी । 
किन्तु सकल के पुत्र शाकल्य से जिनका दूसरा नाक विद्ग्ध भी था, 
नहीं रहा गया । विद्वत्ता के नाते अपने शिष्यों में उनकी खासी प्रतिष्ठा 
थी। भीड़ से आगे बढ़ते हुए वे बोले--“यशवल्क्य | मैं तुम से यह 


५१७ उपनिषदों की कद्दानियाँ 


पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में देवता कुल कितने हैं, जिनकी 
मनुष्य को पूजा करनी चाहिये !? 

याश्वल्क्य ने कुछ अ्रसन्तुष्ट होकर कह्ा--““विदग्ध | इस संसार 
में २००३, ३०३, ३३, ६, रे; २, १३ और एक देवता माने जाते 
हैं। कन्तु वास्तव में देवता तो ३३ ही हैं । ३१००३ या ३०३ उनकी 
महिमा है। यह ३३ देवता इस प्रकार से हैं। ८ वसुगण,११ रुद्रगण, 
१२ आदित्यगण, १ इन्द्र तथा १ प्रजापति | आराठों वासुश्रों में अभि, 
पृथ्वी, सू, वायु, श्रन्तरिक्ष, थो, चन्द्रमा, और नक्षत्र हैं। ग्यारह 
रद्रों में दस इद्रियाँ (पाँच शानेन्द्रियाँ ओर पाँच कर्मेन्द्रियाँ) ओर एक 
मन है। बारह आदित्यों में बारह मह्दीनों की गणना है। इन्द्र वर्षा 
ओर गजन का देवता है तथा प्रजापति वृद्धि का। अन्य ६ देवताओं - 
में श्रग्नि, प्रथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, सूयं और थौ की गणना है। ३ 
देवता तीनों लोक हैं, जिसमें सब देवता गण वास करते हैं, दूसरा 
देवता अग्नि और प्राण है। १३ देवता स्वयं प्राण है, जो स्वयं एक 
पदार्थ हैं और आगे में सब के शरीर का अ्रंग भी है। १ देवता वह 
केवल प्राण वा आत्मा है जो ब्रह्म भी कद्दा जाता है। 

याज्वहक्य के विचित्र तकपूर्ण उत्तर को सुन कर मी विदग्घ चुप 
नहीं हुये, उन्होंने जान बृक्त कर परेशान करने की नीयत से कई इधर 
उधर के भी प्रश्न किये। याशवल्क्य सब का यथोचित उत्तर देते गये, 
पर जब उन्होंने देखा की विदग्ध चुप होना नहीं चाहते तो अ्रन्त में 
रुष्ठ होकर कद्दा--विदस्ध ! अब में तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता 
हूँ, यदि तुम इसका यथोचित उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर घड़ से 
अलग हो जायगा |? द 

गर्वोन्मत विदर्ध ने कह्दा--याशवल्क्य ! तुम जैसा चाहो वैसा 
प्रश्न कर सकते हो !? 

याशवल्क्य ने कह्दा--विदग्ध ! जिन देवताओं के बारे में तुमने 
अ्रभी पूछा है क्या बतला सकते. हो कि कोई ऐसा भी पुरुंष है, जो 


गार्गों और याशवल्क्य ११पू 


इन देवताओं से परे है |? 

विदग्ध कोई उत्तर नहीं दे सके | भय के मारे उनका मुख विवर्ण 
हो गया, ललाट से पसीना चूने लगा और पैर काँपने लगे | देखते ही 
देखते विशाल ब्राह्मण-मण्डली के सामने विदग्ध का शिर नीचे 
गिर कर नाचने लगा ओर घड़ थोड़ी देर तक छुट्पटाकर राजा 
जनक के सामने से दौड़ता हुआ याशवल्क्य के चरणों के समीप जा 
कर गिर पड़ा | 

याज्षवल्क्य के ज्ञान और तेज के इस अद्भुत चमत्कार को देख 
कर सारी भीड़ सहम गयी | स्त्रयं राजा जनक भो उनके तेज से आरत्त- 
कित हो गये | तदन्तर याशवल्क्य ने फिर ब्राह्मणों को संबोधित कर 
कद्दा--आप लोगों में से कोई एक या सब मिल्न कर मुझसे यदि कोई 
प्रश्न करना चाहें तो कर सकते है ।? किन्तु किसी को याशवलक्थ से 
प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ । चारों ओर से याज्यवल्क्य की जय- 
जयकार की ध्वनि होने लगी | उनका मुखमण्डल तेज की अ्रधिकता 
से ज्येष्ठ के सूय की भाँति प्रदी्त हो उठा। उधर गार्गी का चेहरा 
भी प्रसन्नता से खिल उठा । 

तदनन्तर राजा जनक ने महृषि याज्ञवल्क्य की बड़ी प्रशंसा को 
और बड़े आदर-सत्कार के साथ उन्हें और अधिक दक्षिणा देकर 
सम्मान से साथ बिदा किया। सभी विद्वान्‌ कआषि-मुनि एवं महात्मा 
जन भी याशवल्क्य की विद्वत्ता तथा अल्यानष्ठा की प्रशंसा करते हुए 
अपने-अपने शष्यों के साथ . आश्रम को पधारे। अ्रभागे विदग्ष के 
शिर और घड़ को लेकर उनके शिष्यों ने अंतिम संस्कार सम्पन्न किया 
और फिर शुद्ध मन से याशवल्क्य के पास जा कर उनकी शिष्यता 
ग्रहण करने का विचार पक्का किया |। 


' बूहदारण्यक उपनिषद्‌ से । 


करे. करें) ओह 2५ 
याज्ञषवल्क्थ आर मत्रया 
[ ८5 ] 

महषि याज्वल्क्य की विद्वत्ता की चर्चा पहले की कथा में बतला 
चुके हैं | उनकी तेजस्विता के बारे में भी बतलाया जा चुका है कि 
किस प्रकार जनक की सभा में उनके प्रश्नों का उत्तर न देने के 
कारण गर्वोन्‍्मत्त विदग्ध का शिर धड से अलग हो गया था। याज्व- 
वल्कय की चर्चा रामायण आदि में भी आई है, उनकी बनाई हुई 
स्मृति का श्रादर आज भी मानव-समाज में होता है। इन सब बातों 
से यह सिद्ध होता है कि वे अपने समय के बेजोड परिडत ओर ब्रह्म- 
ज्ञानी थे | बड़े-बड़े ऋषियों मुन्रियों से लेकर राजाओं के द्रबारों तक 
में उनकी विद्बत्ता की पूजा होती थी। मिथिला के राजा जनक के यहाँ 
तो उनका बहुत सम्मान होता था। परम ज्ञानी राजा ने स्वयं याज्ञ- 
वल्क्‍्य से ही दीज्षा ग्रहण की थी । 

उन महषि याशवल्क्य की दो ज्त्रियाँ थीं। एक का नाम था मैन्रेयी 
और दूसरी का कात्यायनी। वे भी परम विदुषी और पति की सेवा में 
सदा तत्पर रहने वाली थीं। महृषि याज्वल्क्य के सफल एवं सुखी 
जीवन में उनकी इन दो अद्वोंगिनियों का प्रमुख हाथ था| वे उनके 
आश्रम का सारा काम सेमालती थीं श्रोर शिष्यों को पढ़ाने-लिखाने 
में भी सहायता पहुँचाती थीं। श्राश्रम में कहाँ क्या द्दो रहा है, कहाँ 
से कौन सामान श्रायेगा, आज किस निर्बल विद्यार्थी को किस सबल 
विद्यार्थी ने अकारण पीटा है, इन सब बांतों का वे दोनों पूरा पता 
रखती थीं ओर आवश्यकता के अ्रनुसार सब की उचित व्यवस्था भी 
रखती थीं | इन्हीं सब ममटों से फुसंत पाकर महर्षि याशवल्क्य अपने 
शाज्ष-चिन्तन में रात-दिन लगे रहते थे। विद्याथियों को पढ़ाने- 


याशवल्क्य की मैत्रेयी ११७ 


लिखाने से जो कुछु समय बचता था उसे वे ब्रह्म-चिन्तन वा आत्मा- 
नुशीलन में लगते ये | इसी का यह परिणाम था कि उनके समान 
थोड़ी ही श्रवस्था में उनके जितना बड़ा विद्वान्‌ कोई दूसरा आचाय 
नहीं हुआ | 

मैत्रयी और कात्यायनी यद्यपि दोनों ही समान रूप से गुणशालिनी 
तथा सदाचारिणी थीं और तन मन से पति की सेवा में लगी 
रहती थीं; पर कात्यायनी को अपने मनोहर रूप तथा यौवन की भी 
थोड़ी चिन्ता रहती थी | दिन-रात के बीच में थोड़ा समय बचा कर 
वह अपने सुन्दर शरीर की भी सजावट आदि एक बार कर लेती थीं 
और इस बात का सदा खयाल रखती थीं कि कहीं वेश-भूषा या 
सजावट में कोई कमी तो नहीं है। महर्षि याज्वल्क्य का स्नेद्द दोनों 
पत्नियों पर समान था। वे कात्यायनी के श्रृंगार-सौन्दर्य या यौवन के 
प्रति कमी आसक्त नहीं थे। मैत्रेयी भी सदा छोटी बहन के समान 
कात्यायनी से स्नेह रखती थी, उसके श्रृंगार सजाव को लेकर उनके 
मन में कभी कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ | 

धीरे-धीरे जवानी के दिन बीत गये | महर्षि याजश्ञावल्क्य का शरीर 
शिथिल होने लगा । भ्रमर के समान काले बाल पक कर सन की भाँति 
सफेद हो गये और तेजस्वी मुखमण्डल में क्ुर्रियाँ पड़ गयीं | नेत्रों की 
ज्योति मन्द पड़ गयी ओर हाथ-पाँव थोड़े ही श्रम से दुखने लगे | जहाँ 
रात दिन छात्रों को पढ़ाने-लिखाने और दूर-दूर के यज्ञ-हवनादि में 
सम्मिलित होने का उत्साह हृदय में छुलकता रहता था वहाँ संसार की 
देखकर विराग के घने बादल छा गये | इन्द्रियों के साथ मन भी 
शिथिल्ल हो गया | श्रब शास्त्रीय वाद-विवादों या शाज्रार्थों में विजय 
प्राप्त करने की महत्वाकांज्षा जाने कहाँ विलीन हो गयी । मैत्रेयी और. 
कात्यायनी के शरीर का भी यही हाल हुआ । याज्षवल्क्य के समान 
मैत्रेयी भी संसार के ऐहिक सुखों से विरक्त होने लगी। घर-ण्स्थी वा 
आश्रम की उतनी चिन्ता नहीं रह गयी | शरीर की ओर थोड़ी बहुत 


श्श्ध् उपनिषदों की कहानियाँ 


चिन्ता जो जवानी में थी भी वह और भी समाप्त हो गयी । रात-दिन 
के बीच में ब्रह्म का ध्यान करने के अतिरिक्त जो कुछु समय बचता वह 
पति की सेवा और अ्राश्रम के शिष्यों की देख-रेख में वह लगातीं | 
चौबीस घरटे में एक बार खातीं और मुश्किल से चार घण्टे सोती 
पर कात्यायनो का कुछ दूसरा ही हाल था। शरीर के सब अंग 
यद्यपि शिथिल हो गये थे; पर सांसारिक विषय-भोगों से उनका मन 
भरा नहीं था बल्कि कहना यह चाहिये कि वह उत्तरोत्तर सांसारिक 
विषयों को ओर अधिकाधिक खिंचती चली गयीं | मैत्रेयी की देखादेखी 
वह थोड़ी देर तक यदि आश्रम के कार्मो में लगी रहती या ईश्वर का 
ध्यान करतीं तो श्रधिक देर तक सोतीं और विश्राम करतीं | वृद्धा- 
बस्था को छिपाने के लिये उन्हें भ्रगारों की शरण लेनी पड़ती । याज्- 
वल्क्‍्य और मैत्रेयी की विरक्ति पर वह मन ही मन कुढ़तीं कि पता 
नहीं इन दोनों का शिर क्‍यों इस तरह फिर गया है ! 
८ > अं 
एक दिन सायंकाल महृषि याशवलक्य जलाशय से संध्या आदि 
से निवृत्त होकर वापस लौट रहे थे कि बीच मार्ग में मैत्रेयी मिल गयीं | 
याशवल्क्य का मन बहुत भागी था, आश्रम के मंझटों सें वे बहुत 
खिन्न हो गये ये | मैत्रेयी को बुला कर उन्होंने कहा--सहचरि ! मेरा 
मन अब गहस्थी से भर गया है| हृदय में आश्रम संभालने का उत्साह 
अब नहीं है। में गहस्थाअम छोड़ कर संन्यास ग्रहण करना चाइता 
हैँ । तुम्हारी इस विषय में क्‍या राय है ?? 
मैत्रेयी मुनि की मुखमुद्रा से परिचित हो गई थीं | इधर उन्हें भी 
ग्हस्थी के कार्यों से विरक्ति-ली हो चली थी। इसी को निवेदन करने 
के लिये वह बीच माग में पहले ही से खड़ी हुईं थीं। श्रत; याशवल्क्य 
की बातें सुन कर उन्हें कोई विस्मय नहीं हुआ, पीछे-पीछे चलती हुई 
विनम्न स्वर में वह बोलीं--देव ! यगृहस्थाअ्रम से संन्यास ग्रहण करने 
की बात तो सही है; पर आश्रम कौन चलाएगा ! देश-देश के सहलों 


याशवलल्‍्क्य की मैन्रेयी ११६ 


ब्राह्णकुमार आपके भरोसे घर-द्वार छोड़ कर जो यहाँ आए हुए हैं, 
उनका पठन-पाठन एकदम बन्द हो जायगा। आ्रापके बाद आश्रम 
बन्द हो जाने से देश की बहुत बड़ी हानि होगी, क्या इस बात पर 
भी कभी आपने विचार किया दे |? 

याशवल्क्य ने पथ पर चलते हुए कहा--'ैत्रेयी |! आश्रम की 
चिन्ता ने ही मुझे अ्रव॒ तक बाँध रखा है, तुम कैसे जानती हो कि मैंने 
इस पर कभी विचार नहीं किया है ?” 

मैत्रेयी बोलॉं--(तो फिर आपके संन्यास ग्रहण कर लेने पर 
आश्रम कौन चलायेगा !? 

याशवल्क्य ने कह्या--'हारीत की योग्यता अ्रव ऐसी हो गई है 
कि मेरे न रहने पर बह आश्रम का सब काम-काज संभाल लेगा |! 

यह बातें कहते-ऋद्दते याशवल्क्य आ्राश्रम के द्वार पर पहुँच गये जहाँ 
बैठ कर कात्यायनी भी नीवारों को पी८ कर चावल निकाल रही थीं | 

याशवल्क्य कुशासन पर बैठ गये, मैत्रेयी आश्रम में चली गयीं 
और कात्यायनी सूर्यास्त हो जाने के कारण दीवठ से पीपक उठा कर 
जलाने के लिए भीतर चली गयीं। थोड़ी देर तक श्राश्रम में नीरबता 
छाई रही फिर याशवल्क्य ने मैत्रेयी को अपने पास बुलाया ओर बैठने 
का इशारा कर थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद कहा--/सहघमिणि! 
सचमुच मेरा मन विरक्ति से भर गया है और अ्रब मैंने शहस्थाश्रम को 
छोड़कर संन्यास ग्रहण करने का निश्चय पका कर लिया है | इसलिए 
मैं चाहता हूँ कि घर की सारी सम्पत्ति तुम दोनों में अ्रपने सामने ही 
आंधी-आधी बाँट दूँ जिससे तुम दोनों में आपस में कोई झगड़ा-संकट 
न हो क्योंकि कात्यायनी का स्वभाव कुछ रूखा ओर स्वार्थी है। 

याशवल्वंय की बातें सुन कर भी मैन्रेयी चुप बनी रहीं | वह सोचने 
लगीं कि “मनुष्य अपने पास की किसी भी वस्तु को छोड़ने के लिए 
तभी तैयार द्वोता हे जब उसको पहले की अ्रपेज्ञा कोई अधिक अच्छी 
वस्तु मिल जाती है । बिना अधिक पाने की आशा से कोई निम्ृष्ट 


१२० उपनिषदों की कहानियाँ 


वस्तु छोड़ने के लिये भी तैयार नहीं होता | महृषि घर-बार एवं इतनी 
सांसरिक वैभव-प्रष्ठि' को छोड़ कर जो संन्यास ले रहे हैं तो इन्हें 
इससे भी कोई श्रधिक मूल्यवान्‌ वस्तु मिलने की आशा होगी | उस 
श्रमूल्य वस्तु के सामने ये सांसारिक वेभव एवं घर-बार को अति तुच्छ 
सममते होंगे तभो तो सब कुछ छोड़ने के लिये तैयार हुये हैं। वह 
अमूल्य वस्तु ऐसी कोन सी है, जो कि इनके समान विद्वान एवं पार- 
दर्शी में भी लालच पैदा कर रही है| निश्चय ही वह संसार के दुःख 
इन्द्रों से मुक्ति दिलाने वाली वरतु होगी क्योंकि ये रात-द्न उसी चिन्ता 
में लगे रहते थे। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के चिन्तन के बाद ये 
इसी निश्चय पर पहुँचे हें कि उस परम तत्व के पाए! बिना वास्तविक 
सुख शान्ति एवं सन्‍्तोष नहीं मिल सकता | वह परम तत्व अ्रमरत्व 

ही है कुछ दूसरा नहीं क्योकि बात-चीत के प्रसंग में इन्होंने कई बार 
उस अ्रमरत्व की बड़ी प्रशंसा की है। वह अमरत्व क्या है ! यही जो 
इन्द्रादि देवताओं को मिला है | नहीं यह, यह तो नहीं हैं, इन्द्रादि 
को भी कहाँ सच्ची सुख-शान्ति मिली है। रात-दिन असुरों के 
भय से जिसे ठीक नींद नहीं आती वह रुच्चा श्रमर नहीं है। 
सच्ची श्रमरता तो उस परमात्मा के पाने में है जिसके लिये सारा 
संसार व्याकुल्न रहता है। निश्चय ही प्रणपति उसी परमात्मा को 

प्राप्त कराने वालो श्रमरता के लिये संसार के वैभवों को तिरस्कृत 
करने को तैयार हुये हैं |! इस तरह मन ह्वी मन बड़ी देर तक मैत्रेयी 
सुनती रहीं | याशवल्क्य को उनका न दृटने वाला मौन खल गया। 
वे फिर बोले--“गहिंणी | क्या तुम इनके लिये तैयार नहीं हो कि 
गहस्थी का सब सामान आधा-आंधाबाँट दिया जाय | यदि तुम समझती 

हो कि मेरे चले जाने के बाद कात्यायनी के साथ तुम्हारी ठीक पट 
जायगी और कभी कोई मंकट नहीं उठेगा तो बाँटने की कोई जरूरत 
भी नहीं है | पर मुझे अन्देशा है कि कात्यायनी इस पर राजी न होगी ।? 
मैत्रेयी चुप नहीं रह सकीं। हाथ जोड़ कर बिनीत स्वर में 


याशवल्क्य की मेन्रेयी १२१ 


बोलीं--'महषं॑ ! क्या आप उसी अमरता को प्राप्त करने के लिये इस 
गृहस्थाश्रम को छोड़ रहे हैं जिसकी चर्चा पहले किया करते ये |! 

याशवल्वय मुस्कराये | थोड़ी तेर तक मैत्रेयी की श्लोर विस्मित 
नेत्रों से ताकने के बाद दाहिना हाथ उठा कर बोले--हाँ, तुम्हारा 
अनुमान ठीक है, में उसी अ्मरत्व की उपासना के लिये द्वी इस गरह- 
सस्‍्थी को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इन संसारिक मैकटों के बीच में रह कर 
कोई उसकी सच्ची उपासना नहीं कर सकता !? 

मैत्रेयी अ्रपनी सहज गम्मीरता को छोड़ नहीं सकी | याशवल्क्य 
की उक्त बातों ने उनके निमल मानस में एक नयी जिज्ञासा की भावना 
पैदा कर दी | दवाथ जोड़ कर बह पुनः बोलीं--“देव ! क्या मुझे उस 
अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती ? मुझे यदि धन-धान्य से परिपूर्ण 
यह पूरी पृथ्वी मिल जाय तो क्या उसके द्वारा मैं अमरल की प्राप्ति 
कर सकती हूँ !?? 

याशवल्क्य ने कहा--“नहीं, कदापि नहीं। धन-धान्य सम्रेत प्रथ्वी 
की प्राप्ति से तुम धनिक बन सकती हो सांसारिक भोग-विल्ञासों से मरा 
हुआ अतृत जीवन बिता सकती हो; पर उसके द्वारा अ्रमरत्व की 
प्राप्ति तो कभी नहीं हो सकती ॥ 

मैत्रेयी तुरन्त बोल उठों--“मह॒षे |! जिस धन-धान्य से मुझे उस 
अमरत्व की प्राप्ति कदापि नहीं होगी, जिसके लिए. आप को यह घर- 
बार तृण जैसा तुच्छ मालुम हो रहा है ओर बड़ी प्रसन्नता से अप सब 
का त्याग कर रहे हैं तो भला उसी धन-धान्य को बाँट कर आप मुझे 
क्यों देना चाहते हैं ! क्या श्राप मुझे उस अमूल्य निधि से वंचित 
रखना चाहते हैं जिसके लिए स्वयं इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं!? 

याशवल्क्य गम्मीर बन गये | थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद 
बोले---'मैत्रेयी | तू मेरी सच्ची सहधर्मिणी है। मैं तुके उस श्रमूल्य 

नधि से वंचित रखना नहीं चाहता । पर में यह भी नहीं चाहता कि 

जबद॒स्ती से अपना बिचार या निश्चय तुम पर लाद दूँ | 


५१२२ उपनिषदों की कहानियाँ 


मैत्रेयी ने कहा--दिव ! यदि आप मुझे अपनी सच्ची सहधर्मिणी 
मानते हैं तो यह प्रश्न उठता ह्वी नहीं कि आपके विचार या निश्चय 
मुझे भार के समान मालूम पड़े | मैं तो अपनी अदा और भक्ति से 
आपके आ्रादेशों का सदा पालन करती आई हूँ । और किर उस अम- 
रत्व की प्रापि के लिए तो में स्वतः लालायित हूँ, जिसके लिए आप 
जैसे विद्वान एवं पारदर्शी इतने उत्सुक द्वो रहे हैं। देव | मुझे इन 
सांसारिक वैमवों के मोग की स्वप्न में भी आकांज्ञा नहीं है। में चाइती 
हूँ केवल आपके कमलचरणों की सुखद छाया और वह्दी मेरे जीवन 
की परम साधना है। सुभे विश्वास है कि मैं उसी में बैठ कर उस 
परमतत्व अमरस्त्व की प्राप्ति मी कर सकगी |” 

मैत्रेयी के सुधावर्षी मुखचन्द्र की ओर महर्षि याशवल्क्य के दोनों 
नेत्र चकोर की माँत निर्निभेष बन गये | मृठंग के गम्भीर स्वर के 
समान मैत्रेयी के शब्द उनके कानों को परम सुख देते हुए शुभ्र हृदय 
पर अंकित हो गये | उनकी निर्मल श्रन्तरात्मा से वास्तविक आनन्द 
का अविरल खोत फूट पड़ा | रोमावलि खड़ी हो गयी पर कम्बुकण्ठ में 
स्निग्धता व्याप्त हो गयी | मैत्रेयी की निःस्वार्थ सेवा का चिर जीवन 
आज मूतंमान होकर उन्हें पहिली बार दिखाई पड़ा। आश्रम के 
बाहर चाँदनी की चादर विछ रही थी, याज्वल्क्य ने सममा यह मैत्रेयी 
की सेवा का स्थूल शुभ्र रूप ही है, जो अपनी मह्दिमामयी घवलिमा में 
दिगन्त को डुबो रही है| थोड़ी देर तक वे इस परमाननद में डूचते- 
उतराते रहे फिर साहसपूर्वक गद्गद स्वर में बोले---'मैत्रेय ! पहले 
भी तुझे में हृदय में कात्यायनी से अधिक मानता था और इस अ्नीति 
में अ्रपनी समद्शिता के ढोंग को मन ही मन उतार देता था, पर 
आज तेरे इन अम्रतोषम वाक्यों से मेरे मन में तेरे वह प्रेम बहुत 
अधिक बढ़ गया है। तू वास्तव में देवी है | तू यहाँ मेरे समीप आ 
जा, मैं तुके उस अ्मरत्व का उपदेश करूँगा। मेरी बातों को भली 
भाँति सुन कर उनका मनन कर |? 


याशवल्क्य की मैत्रेयी १२३ 


मैत्रेयी धन्य हो गयी श्रोर हाथ जोड़ कर महर्षि याशवल्क्य के चरणों 
'पर गिर पड़ी | उसकी आँखों से प्रेम के मोती निकल पड़े। वृद्ध 
याज्वलक्य ने अपनी सशक्त बाहुश्रों से उठा कर उसे गले लगा लिया 
और सम्मान-पूर्वक बैठा कर प्रियतम रूप से श्रात्मा का वन रस्म 
करते हुए कहा--ैत्रेथि ! पति की कामनाओ्ं से स्त्रियों को पति 
प्रियतम नहीं होता प्रत्युत श्रात्मा कीं कामनाओं या प्रयोजनों के 
लिए, प्रियतम होता है। इसी तरह पुरुषों को स्त्रियों की कामनाओ्ं से 
संत्री प्रियतमा नहीं होती वरन्‌ आ्रात्मा की कामनाश्रों से होती है। 
हे प्रिये! यहाँ पर मैंने आत्मा की कामनाओं से प्रियतम या 
प्रियतमा होने की जो बात कही है, उसे जरा ध्यान देकर सममो, 
'कुछ अटपटी बात है |? 

मैत्रीयी बोलीं--“महर्ष ! मेरी समर में भी यह बात नहीं बैठ रही 
है । यहाँ आत्मा की कामनाओ्रों से आपका तात्पय अपने शरीर की 
'कामनाश्रों से तो नहीं है ? किसु आत्मा तो शरीर है नहीं। वह तो 
एक निराली दढ्वी वस्तु है, जिसका कभी नाश नहीं होता, शरीर तो 
क्षण भर में नष्ट होने वाली वस्तु है। में जानना चाहती हूँ कि वह 
आत्मा क्‍या है !! 

याशवल्क्य ने दाहिना हाथ उठा कर कहा--भैन्रेयि | बहुत से 
'लोग आत्मा का मतलब शरीर से सममते हैं, वे मूल यह मानते हैं कि 
यह शरीर ही आ्रात्मा है और इसी निश्चय पर वे रात दिन पेट्पूजा 
ओर भोग-विलास में लगे रहते हैं | श्रोर कुछ कहते हैं कि जब तक 
शरीर के भीतर जीव है, तभी तक संसार है, मरने के बाद कुछ नहीं 
है, इसलिए यहाँ इसे जितना भी आराम पहुँचाया जा सके, ठीक 
है। ऐसे लोग परलीक नहीं मानते श्रर्थात्‌ मरने के बाद आत्मा 
'समाप्त हो जाती है, वे यही कहते हैं, ओर उसी विनश्वर आत्मा के 
लिए वास्तविक आत्मा का मतलब निकालते हैं | पर बात बिल्कुल 
दूसरी है | यहाँ आत्मा से मतलब आत्मा के लिए है अर्थात्‌ जिस 


१२४ उपनिषदों की कहानियाँ 


वस्तु या जिस सम्बन्धी से अपनी आत्मा की उन्नति हो, आत्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके वही सबसे अधिक संसार 
में प्रिय है। इसीलिए कहा भी गया है कि आत्मा प्ृथ्वीं 
त्यजेत? अर्थात्‌ अपने उद्धार के लिए भनुष्य को यदि प्रथ्वी भी 
छोड़नी पड़े तो छोड़ दे । है मैत्रेयि ! इस विशाल संसार में जो कुछ 
भी वस्तुएँ हैं वे सब आत्मा की कामनाओं या प्रयोजनों के लिए ही 
प्रिय हैं। यह अभ्रपनी आत्मा ही संसार की समस्त प्रिय वस्तुश्रों का 
आधार है, संसार का सारा प्रेम इसी के भीतर छिपा हुआ है, इसः 
लिए वास्तव में यही सबसे अधिक दशन करने योग्य, श्रवण करने 
योग्य, मनन करने योग्य और निरन्तर ध्यान करने योग्य है। प्रिये ! 
इसी के दर्शन, श्रवण, मनन, चिन्तन और साक्षात्कार से संसार में 
सब कुछ जाना जा सकता है | यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है । 

मैत्रेयी आत्मा की इस महान्‌ शक्ति की बातें सुन कर विछ्मित हो 
रही थी । आज तक उसके श्यान में ब्रह्म का दूसरा ही रूप विराज: 
रहा था। आत्मा को छोड़ कर ब्रह्म के पीछे ही उसकी सारी साधना 
लगी थी | याशवहक्य की इस नवीन व्याख्या से उसकी चिन्तन शक्ति: 
व्याकुल हो गयी । बीच ही में हाथ जोड़ कर बोल पड़ी--देव ! श्राज 
तक मैंने ब्रह्म ही को संसार में सब का आधार माना था, और संसार 
की समस्त प्रिय वस्तुओं का आधार भी उ्ी ब्रह्म में मानती थी और 
सबंत्र अग-जग में उसी को ढेंढ़ती भी थी | तो क्या इतने दिनों कीः 
मेरी सारी साधना निष्फल रही ?? 

याशवल्क्य ने कह्य--मैत्रेयि ! नहीं,तुम्हारी साधना निष्फल नहीं 
रही | पर आत्मा को छोड़ कर बाहरी संसार में जो ब्रह्म के ढंढ़ने का 
उपक्रम करता है, व ह ब्रह्म से दूर हो जाता है। यह श्रात्मा स्वयं ब्रह्म 
है और ब्रह्म जगत्स्यरूप है अर्थात्‌ जगत्‌ की समस्त वस्तुएँ ब्रह्ममय हैं 
इसलिए इसी आत्मा में ही सब जगत्‌ को दढ़ना चाहिए | आकाश, 
पाताल, ए_थिवी, पहाड़, नदी, नद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र,, 


याजश्वाल्क्य की मैन्रेयी ११५५ 


चाण्डाल, वेद, शास्त्र, देव, श्रसुर, अर्थात्‌ सभी चराचर जीव श्रात्मा 
हैं! अ्रतः जो आत्मा को छोड़ कर बाहर इनको ढूँढ़ने का प्रयास करता 
है वह इन सब से दूर हो जाता है | सुनो, इसे उदाहरण देकर सम- 
साते हैं। जैसे--जब ढोल या मृदंग बजाया जाता है तो हम कोई 
भी उसकी बाहरी आवाज को नहीं पकड़ सकते उसे तभी पकड़ सकते 
हैं जब कि ढोल या ढोल बजाने वाले को पकड़ लेवें उसी तरह इस 
आत्मा से ही ऊपर की सभो वस्तुओ्रों का जन्म होता है, जम्र हम सब 
के जनक आत्मा को पकड़ेंगे तभी सब को पकड़ सकते हैं | हे प्रिये ! 
जैसे गीले इंघन से अनेक धाराओं में धूएँ निकलते हैं उसी तरह इस 
महान्‌ आत्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अन्यान्य विद्याएँ निकलती हैं । 
उसी को प्राप्त करने के बाद सब की प्राप्ति हो सकती है |? 

मैत्रेयी ने कहा--“मह्ष | क्‍या उस आत्मा में इन जीवा दिकों की 
प्रथक सत्ता का कोई पता लग सकता है ?! 

याशवल्क्प धोले--'मैत्रेयि | जैसे नमक का एक टुकड़ा पानी में 
'पड़ कर उसी में मिल जाता है और उसको पानी से अलग नहीं कर 
सकते, किन्तु जहाँ कहीं से भी जल को लें उसमें नमक होता ही है, 
उसी प्रकार इस महान्‌ आत्मा में सब जीवादि मिल जाते हैं, उसके 
बाद उनका कोई प्रथक नामनिशान नहीं रहता । यह आत्मा अनन्त 
अपार और विशानमय है | सभी जीवादि इसी में से निकलते और 

अन्त में समाविष्ट हो जाते हैं |? 

मैत्रेयी बोली--“भगवन ! श्राप जो यह कह रहे हैं कि सभी 
जीवादि इस आत्मा में मिलने के बाद अपनी प्रथक सत्ता नहीं रखते । 
उनके नाम-निशान सदा के लिए मिट जाते हैं, यह सुन कर मैं बहुत 
चकरा गई हूँ, कृपया मुझे ऐसो बातें बतला कर मोहित न करें |! 

याशवल्क्य ने गम्मीरता से कहा--पप्रिये ! मैंने तुम्हें मोहित 
करने के लिए यह सब नहीं कहा है, यह सारी बाते तुम्हें जाननी 
चाहिएँ। देखो, जब तक मन में इस आत्मा के साथ एकता का भाव 


१२६ उपनिषदों की कहानियाँ 


नहीं जाग जाता, तभी तक प्राणी अपने से मिन्न एक दूसरे को 
देखता है, एक दूसरे को संबता है, एक दूसरे को चखता है, एक 
दूसरे से बोलता है, एक दूसरे की सुनता है! एक दूसरे पर मनन 
करता है, एक दूसरे को छूता है ओर एक दूसरे को जानता है, पर 
जहाँ सबमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अर्थात्‌ सब में सर्वात्ममाव 
जाय उठता है, अपने में एकत्व की घारणा हो जाती है तब संसार 
की समस्त वस्तुएँ आत्मा ही हैं, ऐसी प्रतीत होने लगती है और दूसरे 
को देखने, संधने, चखने, बोलने, सुनने, मनन करने, छूने और 
जानने का सवाल ही नहीं उठता * हे प्रिये | यह आत्मा सच समझो 
कि अवर्णनीय है, इसका बणन "नेति नेतिः अर्थात्‌ यह नहीं, ऐसा 
नहीं? कह कर किया जाता है। यह अग्राह्म है अर्थात इसको ठीक- 
ठीक से कोई पकड़ नहीं सकता, यह अ्रशीय है, अर्थात्‌ कभी शरण 
(पुराना) नहीं होता, अ्रसंग है, श्रर्थात्‌ कभी किसी में श्रासक्त नहीं 
दता, बन्धन रहित है, अ्रर्थात्‌ कभी दुःखी नहीं होता। यही सममतो | 
आत्मा के सम्बन्ध में इससे बढ़ कर ज्ञान प्राप्त करने की तुम्हें कोई 
आवश्यकता नहीं है| तुम्हारे लिए भेरा यही उपदेश है और यही 
रच्ची मुक्ति को प्राप्त करने का महान्‌ साधन है।? 

मैत्रेयी महर्षि याशवल्क्य के इस उपदेशामृत को पान करके धन्य 
है| गयीं | वह अमर बन्न गयीं, संसार को व्याधियों का भय उनसे सदा 
के लिये दूर हो गया | कात्यायनी खड़ी-खड़ी याशवल्कय और मैनत्रेयी 
के इस अटपटे संबाद को देर से सुन रही थीं; पर उनकी समर में 
आत्मा की इस महत्ता का बोध केबल इतना दी हुआ कि घंटों से 
होने वाली बकमक को बन्द करने के लिये बीच में रूखे स्वर से बोल 
पड़ीं--“बहिन | आपको ध्यान नहीं है कि रात हो गयी ओर अ्रभी 
तक कल के लिये तण्डुल का प्रबन्ध नहीं हुआ |? 

याज्षवल्क्य मुसकराये.] मैज्रेयी अनमनी खड़ी रहीं | . कात्यायनी 
को इतनी समझ आरा गयी कि मैत्रेयी को कोई उत्तर देता न देख दीवृद 


याज्ञवाल्क्य की मेन्रेयी १२७, 


की आड़ से भीतर चली गयीं। बाहर आ्राश्रम के मृग-शावकों को 
मण्डली आनन्ददायिनी निर्मल चाँदनी रात का आनन्द लूट रही 
थी। थोड़ी दूर पर छात्रों की शाला से वेद्ध्वनि के सामूहिक अ्रस्फुट 
स्वर गजन बन कर शीतल मंद सुगंध पवन 'के साथ वातावरण को 
संगीत्तमय कर रहे थे। याशवल्क्य बोले--'मैत्रेय ! कल प्रातःकाल 
ही हमारे आश्रम को संन्यस्त करने की शुभ घड़ी होगी। श्रत्र तुम 
क्या चाहती हो ? 

मैत्रेयी को अब विकल्प कहाँ था | उसने विनीतः स्वर में कहा-- 
अ्राराध्यचरण ! मैं आपके मार्ग में कंटक नहीं बनगी। मेरी चाह है 
कि में पुष्प की एक कल्ली बन कर आपके पावन चरणों की रज से 
अपने को धन्य बना लेँ। अब मुझे जगत्‌ में कामनाओं की माला 
गथने की आकांक्षा नहीं है | में भी वहीं रहूँगी, जहाँ आपके सुखद 
साइचय का अमूल्य क्षण मिलेगा ।* 


"बृहदारण्यक, से 


वैश्वानर की खोज में 
( ६ ) 


बहुत पुरानी बात है। इसी हमारे देश में पाँच बहुत बड़े कुलपति 
रहते ये | कुलपति उन्हें कहते हैं जो हजारों विद्याथियों के भोजन 
बर्त्र के स्वयं प्रबन्ध रखते थे और उन्हें पढ़ा लिखा कर पचीस वर्ष 
की उमर तक सभी शाख्रों में परिडत बना देते थे । आज-कल की 
तरह न तो छात्रों से पढ़ाई की फीस ली जाती थी और न भोजन 
आपि का कोई खर्चा रहता था । बड़े-बड़े राजा महाराजा उन कुलप- 
तियों की हर एक तरह से सहायता तो करते ही थे, दूर-दूर देहात तक 
में गहस्थों के घर से उन विद्याथियों के लिए. भोजन मिलता था । एक 
एक कुलपति के पास दस-दस हजार विद्यार्थी रहते थे। जिन पाँचों 
'कुलपतियों की कथा इम बता रहे हैं वे अपने समय के महान कुल- 
पति ये | उनका दूसरा नाम महाशाल था, जिसका श्रथ होता है 
असंख्य विद्याथियों वाली पाठशाला के कुलपति। उन पाँचों कुल- 
'पतियों का नाम इस प्रकार था | उपमन्यु के पुत्र प्रचीनशाल, पुलुष 
के पुत्र सत्ययश्, भल्लव के पुत्र इन्द्रदुम्न, शकराक्षु के पुत्र जन और 
अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल | वे सब वेदों के बहुत बड़े परिडत तो 
ओ ही साथ ही बहुत बड़े ग्रहस्थ औ्लर गौश्रों के स्वामी भी थे | 
जब कभी कोई त्यौहार या पे पड़ता तब ये पाँचों कुलपति एक 
जगह पर एकत्र होते थे और उन उन विषयों पर चर्चा करते थे जिन 
पर किसी को कुछ सन्देइ रहता था या जनता में जिसकी बहुत बड़ी 
'जरूरत होती थी | इसी प्रसंग में एक बार ये पाँचों कुलपति इकड्ठे 
डुये थे और शास्त्रों की चर्चा चल रही थी कि एक सत्तर साल का 
'बुदूढ। ग्हस्थ, जो देखने में वैश्य मालूम पड़ता था, उनकी सभा में 


वैश्वानर की खोज में १२६ 


श्राया और आदर सहित हाथ जोड़ कर बोला--'परिडतों ! मेरे मन 
आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, इस बात को लेकर बहुत बड़ा सन्देह 
फैला है। शास्त्रों की पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है मगर उससे 
वास्तविक सन्तोष नहीं होता और न वेसारी की सारी बातें मेरी समझ 
में द्वी ग्राती हैं| आप सब हमारे देश के विख्यात परिडत यहाँ इकझ्े 
हैं ऐसा संगोग फिर कभी नहीं मिलेगा, यही सोच कर मैं आया हुश्रा 
हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि एक अबोध बच्चे की भाँति मुझे सब 
तरह से अयोग्य सममझ कर मेरी इस शंका का निराकरण करें |? 


कुलपतियों की गोष्ठी में थोड़ी देर के लिए. सन्नाटा दौड़ गया, 
सभी एक दूसरे का मँँद्द ताकने लगे | जिज्ञासु वैश्य भक्ति-भाव से 
विनीत मुद्रा में बैठ गया | उसके उत्सुक हृदय में हष के हिलोरे उठने 
लगे और कान कुज्षपतियों के वचनामृत का पान करने के लिये 
तैयार हो गये | पर कुलपति गण श्रभी तक मौन भाव से एक दूसरे 
के उत्तर देने का मोका हू ढ़ रहे थे | परिणाम यह हुआ कि बड़ी देर 
तक सच के सब चुप बने रहे | अन्त में उमर में सबसे ज्येष्ठ उपमन्यु 
के पत्र आचाय प्रचीनशाल ने कहा --“भद्र | ब्रह्म और आत्मा संसार 
के जरें-जर में छिपा हुआ है| उसको अच्छी तरह से समझने की 
जरूरत है। अच्छा होगा कि आप किसी दूसरे दिन फुसंत से श्रावें, 
अमी हम लोग एक दूसरे विषय पर विचार कर रहे हैं, जिस पर कोई 
निर्णय नहीं हुआ है | उससे अवकाश पाकर आपको खुद बुलाएँगे; 
इस समय क्षमा कीजिए !? 


जिज्ञासु वैश्य उठ कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर बोल[-. 
भहात्मन्‌ ! मेरी अ्रशिष्टता को क्षमा कीजिये, मैं जा रद्द हूँ ओर जब 
श्राप फुसंत पायें मुझे बुला लें | मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, श्राशा 
पाते ही फिर सेवा में उपस्थित होऊँगा |! 
कुलपतियों की एक बला टली | यों किसी विद्यार्थी या पंडित को 
छू 


१३० उपनिषदों की कहानियाँ 


ब्रह्म या आत्मा के विषय में समझाने के लिये उन्हें कुछ भी सोचना 
नहीं पड़ता था, वेदों श्रोर शाह्लों के बचनों की व्याख्या करके उसे 
सन्तुष्ट कर सकते थे मगर ञ्राज एक ऐसे व्यक्ति से काम श्रा पड़ा था 
जिसके लिये शास्त्रों की व्याख्या ही कारगर नहीं हो सकती थी, उसे 
खूब सममला-बुझ्मा कर सन्तुष्ट करना था, उसकी हर एक दलीलों का 
उचित समाधान करना था | वैश्य के चले जाने पर कुलपतिथों की 
गोष्ठी में ब्रह्म ओर आत्मा के विषय विचार शुरू हो गया ओर अ्रपनी 
अपनी सूम-बुक और स्मरणराक्ति से सब विचार करने में प्रवृत्त हो 
गये | किन्तु दिन भर बीत जाने के बाद भी सब उलसे पड़े रहे, नयी- 
नथी शंकाएँ उठती गयीं और शास्रों के सैद्धान्तिक बचनों में मन द्वी मन 
अ्रम फेलता गया। दूसरे दिन भोजनादिक से निवृत होकर वे फिर 
उसी आत्मा ओर ब्रह्म के विचार में लीन हो गये, पर उस दिन भी 
नयी-नयी शंकाओं श्रोर नये-नये श्रमों का ताँता लगा रहा, किसी 
निश्चित मत पर पहुँच नहीं सके | अनगिनत शिकष्यों को सन्तुष्ट कर 
देने बाली उन सभी कुलपतियों की बुद्धि इस विषय पर मूढु हो गयी, 
वे मन ही मन बहुत लज्जित भी हुये | ग्रिखिरकार सब्र ने मिल्र कर 
यह तय किया कवि किसी दूसरे विद्वान के पास चल कर इसका उचित 
समाधन कराया जाय, जो ब्रह्मवेत्ता हो। वे खुद देश के बहुत बड़े-बड़े 
विद्वान थे इसलिए उनकी शंका का समाधान करना कोई मामूली बात 
नहीं थी । जाते भी तो किसके पास जाते | खुद उन्हीं के लिए यह 
लज्जा की बात थी कि सारे जीवन भर ब्रह्म और आत्मा के विचार में 
शिर खपाने वाले आचार्यों को भी अपने ज्ञान पर सन्तोष नहीं है । 
इस तरह बहुत सोच-विचार के बाद यह तय हुआ कि इस समय 
हमारे देश में मुनिवर अरुण के पुत्र उद्दालक का नाम ब्रह्नज्ञानी 
पशिडतों में सब से अधिक चढ़ा-बढ़ा है | उन्हीं के पास हम लोग चल 
कर पहले अपनी शंकाएँ समाहित कर लें | वे आत्मरूप वैश्वानर को 
भलीमाँति जानते हैं | यह राय पक्की हो गयी और दूसरे दिन प्रातः 


वैश्वानर की खोज में १३१ 


काल वे सब के सब अरुण के पुत्र उद्दालक के श्राश्नम की ओर 
रवाना हो गये । 

उद्दालक का आश्रम वहाँ से बहुत दूर था | कई दिनों तक पैदल 
चलने के बाद पाँचों कुलपति.आश्रम के समीप पहुँचे। उस समय 
उद्दालक अपने कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे ये । दूर से ही देश के विख्यात 
उन पाँचों कुलपतियों को देख कर उन्‍हें यह सममने में कोई 
कठिनाई नहीं हुईं कि अवश्य ही ये लोग क्रिसी शास््ीय विषय पर 
मुझसे समाधान करने के लिए आरा रहे हैं। ये सब के सब खुद वेद- 
शात्र के इतने बड़े पश्डित होकर जो मेरे पास आ रहे हैं तो वह 
शंका भी कोई मामूली नहीं होगी; क्योंकि अपने-अपने आश्रमों को 
छोड़ कर इनका इतनी दूर का श्राना किसी छोटे विषय के कारण 
नहीं हो सकता | इनके प्रश्न का उत्तर देना सरल काम नहीं है। 
श्रभी मुममें इतनी योग्यता नहीं है कि ऐसे-ऐसे विद्वानों के साथ 
शास्राथ कर सकूँ। अच्छा यही होगा कि इन्हें किसी दूसरे आचार्य के 
पास भेज कर अपना पिणड छुड़ाऊ |! उद्दालक शिष्यों के बीच बैठे- 
बैठे यह विचार कर ही रहे थे कि वे सब एकदम समीप आ गये | 
शिष्यों समेत उठ कर उद्दालक ने उन पाँचों महान्‌ कुलपतियों का 
अमभ्यागत सत्कार किया | कुशल-मंगल पूछ लेने ओर अपने शिष्यों के 
चल्ले जने के उपरान्त उद्दालक ने अपने अतिथियों से आने का प्रयो- 
जना पूछा । उनमें से वयोवृद्ध प्राचीन शाल ने संक्षेप में अपनी बातें 
बता दीं | उद्दालक की बात सच निकलो, वह थोड़ी देर तक बिल्कुल 
चुप रहे फिर मुस्कराते हुए विनीत स्वर में बोले--भगवन्‌ | आप सब 
के दशन का सौमाग् प्राप्त कर शिष्यों समेत मैं धन्य हो गया | अतिथि 
सत्कार के आचारों के श्रनुकूल मुझे सप तरह से आप को सन्तुष्ट और 
प्रसन्न करना चाहिए पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे दुर्भाग्य से आप सत्र को 
सम्तुष्ट करने वाली चीज मेरे पृथ्ध॒ नही है | आप सब हमारे देश' के कुल- 
पतियों में एक के एक बढ़ कर हैं | ब्रह्मओर आत्मा के विषय में अप की 


१३२ उपनिषदों की कहानियाँ 


शंकाओं का निराकरण करना मेरे बूते की बात नहीं है। में भी उतना ही 
बता सकूँगा जितना आप सब जानते हैं। भेरी जानकारी में इस समय 
केकय देश के राजा अश्वपति ही श्रापकी शंकाओं का समुचित समा- 
धान कर सकते हैं। वे आ्रात्मरूप वेश्वानर सुप्रसिद्ध जानकार हैं। इस 
विषय में उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन और परिशालन किया है | यदि 
हम सब लोग उन के पास चलें तो मुझे श्राशा है कि वेहमारी सारी शंकाश्रों 
का निराकरण करबह्मओोर आत्मा के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान देंगे |? 
उद्दालक की छुलरहित बातों को सुन कर वे सब कुलपति एक 
दूसरे का मेंह देखने लगे | जीवन में ब्रह्म को महत्ता पर इतनी गहराई 
से सोचने का अवसर उन्हें नहीं लगा था। निरपाय हो कर वे सब्र 
दूसरे ही दिन ग्रात:काल केकय देश के राजा अश्वपति के पास चलने 
को राजी हो गये | केकय देश आजकल काकेशिया के नाम से विख्यात 
है, उस समय भारतवर्ष की सीमा तक मानी जाती थी, महाराज 
दशरथ की रानी कैकेयी उसी केकव देश के राजा की पुत्री थीं | 
दूसरे दिन पाँचों कुलपति उह्नालक के साथ सुदूर केकय देश की 
शोर पैदल ही रवाना हो गये | उस समय न रेल थी न हवाई जहाज 
मुनियों को, जो ग्रहस्थी में रहते हुए मी संसार के विषय भोगों से दूर 
रहते थे, हाथी घोड़ा को सवारी से कतई कोई सम्बन्ध नहीं था | उनके 
विद्या-प्रेम का इससे बढ़ कर दूसरा आदश क्या दो सकता है कि वे 
इतने बड़े-बड़े विद्वान ओर मनीरषी होकर भी पैंदल ही केकय देश की 
ओर चल पड़े | रास्ते के दुगंम पहाड़ी, नदियों और जंगलों को बहुत 
दिनों में पार कर वे केकय देश की राजधानी में पहुँच गये | राजा 
अश्वपति को उनके आने का जब समाचार विदित हुआ तो वह बहुत 
प्रसन्न हुआ । अपने पुरोहित और गुरु को साथ लेकर उठने उन सन्न 
की अगवानी की श्रोर अतिथिशाला में लिवा जाकर उनके स्वागत 
समादर का विधिवत्‌ प्रबन्ध क्रिया | मोजन आदि की व्यवस्था हो जाने 
के बाद उसने पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातः 


वैश्वानर की खोज में १३३ 


काल मिलने का वचन देकर रनिवास में चला गया। राजापुरोहित 
ओर राजगुरु भी दूसरे दिन प्रातःकाल मिलने की बत करके अपने 
अपने निवास की ओर चले गये | रास्ते में परेशानियों से थके हुये 
आचार्यों ने वह रात बड़े आराम से बिता दी | दूसरे दिन आह्ममुहू्त 
में नित्यकम के अनुसार उनकी नींद टूटी और वे स्नान-ध्यानादि से 
निवृत होकर राजा के आगमन की प्रतीक्षा में लग गये । 


राजा ने रात में अपने मन में सोचा था कि इन सुनियों का 
आगमन हमारे यहाँ निश्चय ही कुछु आधथिक कठिनाइयों के कारण 
हुआ होगा, इसलिये उसने प्रात:काल प्रधान मंत्री ओर कोशाध्यज्ष 
को बुला कर एक-एक कुलपति को देने के लिये एक-एक सहख सुबर्ण 
मुद्रा, सौ-सो गौएँ और अन्य बहुतेरी सामग्रियों के साथ अतिथिशाला 
में चलने का आदेश किया | इन सब सामानों को लेकर वह अति- 
थिशाला में पहुँचा जहाँ वे ब्रह्म-जिज्ञासु उसकी प्रतीक्षा में आतुर हो 
रहे थे | दण्ड प्रणाम के अनन्तर राजा अ्श्वपति ने उस छुह्दों आचायों 
से अपनी तुच्छ भेंट स्वीकार करने की विनत ग्राथना करते हुए 
कहा--पूज्य ब्राह्मणों | मेरी धुष्टता को क्षमा कीजिये। जो आप सब 
को इतनी दूर आना पड़ा। मेंने इधर आपके श्राश्रम के बारे में 
कोई जानकारी नहीं प्राप्त की कि वे किस प्रकार चल रहे हैं, आज 
आप सब को आया देख कर यत्रपि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। 
पर मन में बहुत लज्जित भी हूँ। यह मेरी भेंट स्वीकार कीजिए 
और जिन श्रन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो उनके लिए निःसंकोच 
आदेश कीजिए | मेरा सवस्व आपका हे |? 


थोड़ी देर तक कुलपतियों में एक दूसरे की ओर ताकते रहे । 
फिर सबके मूक संकेत से उद्दालक ने मुसकराते हुए कहा--“राजन ! 
हमें आपके घन की कोई आवश्यकता नहीं है | आपकी कृपा से हम 
सबों के झ्राश्रम निर्वाध रूप से चल रहे हैं | इतनी वस्तुएँ ले जाकर 


१३४ उपनिषदों की कहानियाँ 


हमें बेकार के रंमद नहीं बढ़ाने हैं। कृपया हमारी धृष्दता को श्रशि- 
धता न सममिए |? 

उद्दाज्षक को बातों से राजा अ्रश्वरपति के हृदय को बड़ा धक्का 
लगा। उसने मन में सोचा कि ये सबश्रेष्ठ कुलपतिगण ब्रह्म के पूर्ण 
जानकार हैं। मुझे ये अपराधी श्रोर अ्रधर्मी समझ रहे हैं जो मेरा 
दिया हुआ धम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी देर तक 
अन्य कुलपतियों के उत्तर की प्रतीक्षा भी वह करता रहा पर वे सब 
के सब चुपचाप बैठे हुए. थे। श्राखिरकार उसने अपने दिल की बात 
को प्रकट करते हुए कह्य--मुनियों ! भेरे राजभर में कोई चोर नहीं 
है, न कोई सूम है, न कोई शराबी है। ऐसा कोई द्विज मेरे राज्य में 
नहीं रहने पाता जो अग्निहोत्र न करता हो या वेदों का जानकार न 
हो | न कोई व्यभिचारी पुरुष है श्रोर न कोई व्यमिचारिया ज्री है। 
इस तरह मेरा धन सब तरह से शुद्ध है।फिर तब ऐसा कौन-सा 
कारण है जो मेरे दिए. हुए धन को आप लोग नहीं लेना चाहते |! 

राजा की विनीत बातों को सुन कर छुट्टों वेदश परिडतों ने एक 
स्वर से कह्ा--राजन ! इस लोग इतने धन की कामना से आपके 
पास इतनी दूर नहीं आए है |? 

राजा अश्वपति को मुनियों के इस वाक्य से यह सन्देह हुआ कि 
मेरा दिया हुश्रा धन बहुत कम है। ये इतने से अधिक घन या 
सम्मान प्राप्ति की आशा करके यहाँ आए. हुए हैं। उसने कहा -- 
ग्रादरणीय आचार्यों ! मैं शी्र ही एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला 
हूँ। उस यज्ञ में आप सत्र लोगों को ही प्रधान याजक ( यशकर्त्ता ) 
नियुक्त करूँगा और उस पद के अनुरूप विपुल दक्षिणा भी दूँगा। 
इसलिए आप लोग कृपा करके कुछ दिनों तक यहाँ रुक जाय मैं 
बहुत शीघ्र ही उसका समारम्भ करू गा।! 

मुनियों ने उत्तर दिया--“राजन्‌ |! हम लोग धन की इच्छा करके 
इतनी दूर नहीं आये हैं | श्रतएव यह घन तथा वह धन सब अपने 


वेश्वानर की खोज में श्र 


दूसरे अतिथियों या परिडतों को देने की कृपा करें | हमें तो आप 
उस आत्मरूप वेश्वानर का ज्ञान बतायें, जिसका अध्ययन आपने 
धहुत गहराई के साथ किया है |! 

राजा चुप हो गया। घुनियों की उत्कट ज्ञान-पिपासा को जान कर 
उसे परम प्रसन्नता हुईं | उसने कहा--“मुनिवर बृन्द ! आप सब को 
आत्मरूप वेश्वानर का ज्ञान बतलाने की शक्ति मुझमें नहीं है राज- 
काज ओर बह्म चिन्तन में बड़ा अन्तर होता है, फिर भी श्रपनी बुद्धि 
के अनुकूल अपनी परीक्षा दूँगा। में चाहता हूँ कि आप सब बहुत 
दूर से अनेक कठिनाइयों को केल कर यशाँ आए हुए हैं, खूब विश्राम 
करले तो कल प्रातःकाल इस विषय पर विशेष चर्चा की जायगी |? 

कुलपतिगण सहमत हो गये | राजा अ्श्वपति मंत्री और कोशा- 
ध्यक्ष के साथ उन वस्तुओं को लेकर अ्रतिथिशाला से बाहर चला 
आया | दूसरे दिन कुलपति लोग हाथों में समिधा लेकर शिष्य भाव 
से खुद राजा अश्वपति के पास पहुँचे क्योंकि उन्हें आज उसी से शिक्षा 
ग्रहण करनी थी | उनको समीप आते देख कर राजा सब को बेठने का 
उचित स्थान दिया और सबसे पहिले वयोबूद्ध उपमन्यु के पुत्र प्राचीन 
शाल से पूछा--“ओ्रोपमन्यव | सबसे पहिले मैं यह जानना चाहता हूँ 
कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं | 

प्राचीनशाल ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! में तो सबंदा स्वर्ग की 
उपासना में लीन रहता हूँ।' 

अश्वपति ने कहा--ओपमन्यव ! जिस स्वर्ग रूप आत्मा की 
उपासना में आप सदा लीन रहते हैं बह विश्वात्मा का ही तेजोमय 
रूप है | वैश्वानर का श्रर्थ ही है समस्त चराचर जगत्‌ में व्यापक 
ब्रह्म | यही कारण है कि आपके घर में सोमरस का समुचित प्रयोग 
होता है और आप अन्न को खाकर मली-भाँति पचाने में समथ होते 
हैं। प्रिय वस्तुओं का दर्शन भी उसी तेज से करते हैं| आपकी तरह 
जो व्यक्ति विश्वात्मा रूप वैश्वानर की उपासना इस प्रकार खग के 


१३६ उपनिषदों की कहानियाँ 


रूप में करता है वह रुचि के गाथ श्रन्न भक्षण करता है और डसे 
भलीमाँति पचाने में समर्थ भी होता है, वही प्रिय वस्तुओं का दशन 
करता है और उसी का वंश वैदिक मश्षमा से सवदा उज्जवल रहता 
है । स्वर्ग ही आत्मा का शीष॑स्थान श्रर्थात्‌ शिर है, पर याद आप 
उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार विनीत शिष्य के वेश में 
मेरे पास न आए होते तो निश्चय ही अभिमान एवं अजश्ञान के कारण 
आपका शिर धड़ से श्रलग हो गया द्वोता, क्योंकि वह स्वगं तो 
विश्वात्मा का एक अंश मात्र है, न कि सम्पूर्ण ओग ॥! 

राजा अ्रश्वपति की उक्त मरमभरी वाणी सुन कर प्राचीनशाल का 
रहा-सहा गव॑ भी गल गया | उनकी आँखों से अहम्मन्यता का नशा 
उतर गया। भीतर मन में एक ज्योति-पुंज सा भासमान होने लगा | 
वह शिर कुका कर खड़े रह गये । राजा ने उसके बाद प्रलुष पुत्र सत्य 
यज्ञ से इशारा करके पूछा--मुनिवर ! आप तो बेदशों में प्रधान माने 
जाते हैं। में जानना चाहता हूँ क्रि श्राप किस आत्मा की उपासना में 
रात-दिन लगे रहते हैं |! 

सत्ययज्ञ ने विनीत स्वर में उत्तर दिया--'राजन्‌ |! मैं तो तीनों 
बेला में भगवान्‌ भास्कर की आराधना किया करता हूँ | 

राजा अ्रश्वपति ने कहा--मनिवर ! श्राप जिस भास्कर रूप 
आ्रात्मा की उपासना में तीनों बेला लगे रहते हैं वह वैश्वानर रूप 
आत्मा का ही स्वरूप है। यही कारण है कि आपके कुल में अनेक 
रूप दिखाई पड़ते हैं। रथों को खींचने वाले घोड़े या खच्चर आपकी 
आशा का पालन करते हैं| आपकी दासियाँ भी मूल्यवान मुक्ताओरों 
का हार पहनती हैं। आप सुरुचिपूर्ण अन्न को खाकर मली-भाँति पचाने 
में सय्थ हैं ओर सदा प्रिय बस्तुओं का दशन करते हैं| आपकी तरह 
जो व्यक्ति इस रूप में वैश्वानर रूप श्रात्मा की उपासना करता है वह 
भी अन्न खाकर पचाने में समथ होता है और प्रिय वस्तुश्रों का दर्शन 
करता है| उसके वंश में वैदिकों की महिमा सदा छाई रहती है और 


वैश्वानर की खोज में १३१७ 


वही भास्कर वैश्वानर आत्मा की श्रॉख है| पर यदि आप मेरे पास 
ज्ञानप्राप्ति के लिए न आये होते तो अशानता ओर अभिमान के 
कारण निश्चय ही आपकी दोनों आँखें फूट जातीं क्‍योंकि भास्कर 
(सूर्य) उस वैश्वानर आत्मा का केवल एक अंश है, पूर्ण अंश नहीं । 
उन्हें पूण समझने का दण्ड तो श्रा4 कीं भुगतना दी पड़ता; पर अच्छा 
हुआ कि आप समय रहते सचेत हो गये |? 

सत्ययज्ञ की जिज्ञासा शान्त हो गयी, वह चुपचाप निनिमेष नेन्रों से 
राजा अश्वपति के तेजोमय मुखमण्डल की श्रोर देखने लगे । तद- 
नन्‍्तर राजा ने भल्लव के पुत्र आचाय इन्द्रदयुम्न को ओर संकेत करते 
हुए कह्ा--'भाल्लवेय ! आप तो पूज्य आचाय॑ व्याप्रपाद के बंशज 
हैं, जिनका पवित्र नाम आज भी वेदज्ञानियों में श्रद्धा के साथ लिया! 
जाता है। अप स्वयं सहस्तों विद्याथियों के श्राचाय॑ और बेदों की 
महिमा के पूर्ण जानकार हैं | में आपसे मी यह जानना चाहता हूँ कि 
आग किस आत्मा की उपासना करते हैं !? 

इन्द्रययम्न ने निःसंकोच उत्तर दिया--“राजन्‌ ! में तो सदा गति- 
शील रहने वाले वायुदेव की उपासना करता हूँ, बर्योकि मेरी दृष्टि में 
वही सब से महान्‌ महिमामय हें।! 

गश्वपति ने कह्ा--'भाल्लवेय | आप जिस वायुरूप आत्मा की 
उपासना करते हैं वह विश्वात्मा वैश्वानर के विभिन्न पथों में बहने 
वाला है | इसीलिए. आ्रापकी आशा के अ्रनुसार अनेक राजाश्रों की 
सेनाएँ विविध क्षेत्रों में गमन करती हैंश्रोर अनेक तरह के रथों की पंक्तियाँ 
आपके पीछे-पीछे चलतीं हैं। आप रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करके 
उसे पचाते हैं और प्रिय वस्तुओं का दशन करते हैं| श्रापकी तरह 
जो व्यक्ति इस रूप में विश्वात्मा की उपासना करता है बह भी रुचि 
के साथ भोजन करके पचाता है और प्रिय वस्तुश्नों का दर्शन करता 
है। यही नहीं उसके विपुलवंश में बेंदिकों की अ्रपार महिमा सदा छाई 
रहती है | वायु उस विश्वात्मा का प्राण-स्वरूप है| यदि आप ब्रह्म 


श्श्थ उपनिषदों की कद्दानियाँ 


के पूर्ण ज्ञान के लिए मेरे पाल यहाँ तक न आते तो भ्रभिमान और 
गज्ञानता के कारण आपके प्राणों की गति ही रुक जाती । 

आचाय॑ इन्द्रध श्न को अपने उच्च वंश एवं ब्रह्मशान का सचमुच 
बड़ा अभिमान था | शजा की उक्त बातों से आज उन्हें पहली बार 
ग्रपनी अल्पक्षता का बोध हुआ । लज्जा से अश्रवनत सुख होकर वह 
अपने पैर से जमीन कुरेदने लगे | तदनन्वर राजा ने उनकी बगल में 
बैठे हुए शकराक्ष के पुत्र जन को संकेत करते हुए पूछा--'शाक राक्ष्य ! 
मैं जानना चाहूँगा कि आप किस आत्मा की उपासना करते हैं !? 

विनीत स्वर में जन बोले--'राजन्‌ ! मैं तो सर्व शक्तिमान 
ग्रकाश की उपासना करता हूँ | 

राजा अश्यपति ने कहा-«भिद्र | आप जिस थआ्रात्मा को उपासना 
करते हैं वह विश्वात्मा का व्यापक रूप है | उसी में उसके अनेक रूपों 
का सभावेश हुआ है | यही कारण है कि आप संपत्ति और संतति से 
भली तरह भरे-पुरे हैं | यही कारण है कि आप रुचि के साथ सुस्वादु 
भोजन करते हैं और उसे भली-माँति पचा लेते हैं। जो भी व्यक्ति 
आपकी तरह इस श्राकाश रूप में वैश्वानर ञ्रात्मा की उपासना करता 
है वह रुचि के साथ सुस्वादु भोजन करता है ओर उसे भली-भाँति 
पचा लेता है, उसके विशाल कुल में सदा वैदिक महिमा छाई रहती 
है श्र वह सव॒दा प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों का दर्शन करता है । 
यह आकाश उस वेश्वानर आत्मा का धड़ है। यदि आप मेरे पास 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए न आए होते तो अज्ञानता और अभि- 
मान के कारण आपका भी धड़ सूख जाता, क्‍योंकि आप केवल 
वेश्वानर आत्मा के एक ही अंग की उपासना कर रहे थे और उसे 
पूण सममने का स्वाँग मर रहे थे |? 

आचाय जन बाहर से कुछ लज्जित-से पर भीतर-भीतर बहुत 
प्रसन्न हुए | उन्होंने हाथ जोड़ कर राजा अश्वपति से कह्द--राजन ! 
आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरा अभिमान सचमुच बहुत बढ़ 


वेश्वानर की खोज में १३६ 


गया था। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की |? 

तदनन्तर राजा अश्वपति ने अ्रश्वत्तर के पुत्र आचाय॑ बुडिल की 
श्रोर हाथ उठा कर कह्--“भद्र ! आप आत्मा के किस स्वरूप की 
उपासना करते हैं ?? 

बुडिल् ने बिनम्न भाव से कहा--राजन्‌ | में तो जल की 
उपासना करता हूँ, क्‍योंकि मेरी दृष्टि में उससे बढ़ कर शक्तिमान्‌ 
कोई दूसरी आत्मा नहीं है । 

राजा ने कहा--“महाशव ! आप सच बात कह्द रहे हैं | आप जिस 
अत्मा की उपासना करते हैं वह वैश्वायर आत्मा का वैभव है | यही 
कारण है कि आप श्रीसम्पन्न और पुष्टिमान्‌ है। आपके रुचि-पूवक 
भोजन करने आर उसे मली माँति पचाने का भी यही कारण है। आप 
भी इसीलिए सदा प्रिय जनों एवं प्रिय वस्तुश्रों का दर्शन करते हैं | 
त्रापकों तरह जो व्यक्ति इस जल रूप में विश्वात्मा की उपासना 
करता है वह सुस्वादु भोजन को श्रच्छी तरह पचाता है और सदा 
प्रियजनों एवं प्रिय वस्तुओ्रों का दर्शन करता है उसके कुल में आप ही 
की तरह चिरकाल तक वैदिकों की महिमा छाई रहती है | किन्तु यह 
सब होते हुए भी वह जल उस विश्वात्मा का निम्न भाग है | यदि आप 
अभिमान एव अज्ञान में उसी अ्रल्पन्नान के भरोसे पड़े रहते ओर मेरे 
पास न आते तो आपके शरीर का निम्न भाग नष्ट हो जाता है |? 

बेचारे बुडिल सहम कर अ्ररुण के पुत्र उद्दालक की शोर ताकने 
लगे | तदनन्तर राजा ने उद्दाज्षक की ओर लक्ष्य करके कहा--भद्र ! 
श्राप तो ब्रह्मज्ञानियों में सब से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, में 
आपसे भी यही पूछ रहा हूँ कि भल्ला आप किस आत्मा की उपासना 
में सदा लगे रहते हैं ? 

उद्दालक ने निःसंकोच भाव से कहा--राजन | में तो प्रथ्वी 
की उपासना करता हूँ, क्योंकि इसी पर समस्त चराचर जगत्‌ टिका 
हुआ है |? 


१४० उपनिषदों की कहानियाँ 


राजा अ्श्वपति ने उद्दालक को भी श्राड़े हाथों लिया। उसने 
कहा--आरणि | श्राप जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह वैश्वा- 
नर का चरणप्रान्त वा प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आप भी विपुल 
संतति और असंख्य पशुश्रों द्वारा प्रतिष्ठित हैं। यही कारण है कि 
आ्राप रुचि के साथ भोजन करके उसे मल्ी-माँति'पचाने की भी शक्ति 
रखते हैं और प्रिय वस्तुओं का दशन करते हैं | जो व्यक्ति विश्वात्मा 
की उपासना आपकी तरह पृथ्वी रूप में करता है वह भी रुचि के साथ 
भोजन करके उसे पचाता है ओर सबंदा प्रिय वस्तुश्नों का दर्शन 
करता है। उसके विपुल वंश में चिरकाल तक ब्रह्मशान की महिमा 
छाई रहती है किन्तु जैसा कि में कह रहा हूँ यह पृथ्वी उस विश्वात्मा 
का चरण प्रान्त है। यदि आप उसे ही सम्पूर्ण विश्वात्मा समझ कर 
मेरे पास ज्ञान के लिये न आये होते तो आपके चरणों को चलने की 
शक्ति सबंथा नष्ट हो गई होती ।? 

उद्दालक भी चुप होकर इधर-उधर बगलें माँकने लगे । 

तदनन्तर राजा अश्वर्पात ने उन छह्ों आचायों को संबोधित 
करते हुए कह्ा--महानुभाव ! आप लोग वैश्वानर श्रात्मा को इस 
तरह अनेक रूपों में समक कर श्रन्न ग्रहण करते हैं | पर जो व्यक्ति 
उसके उस विश्वरूप की उपासना करता है, जो प्रथ्वी से आकाश 
तक के समस्त प्रदेशों में छाया हुआ्ना है ओर जो “अहम? का मूल बीज 
रूप है वह समस्त स्वरूपों में और समस्त लोकों में और समस्त 
आत्माओं में अन्न ग्रहण करता है। श्राप में और उसमें यही भेद है।? 

कुलपतियों में से बयोवृद्ध प्राचीनशाल ने बिनीत स्वर से फिर 
पूछा--(राजन्‌ | उस विश्वात्मा के विराद स्वरूप को हम यथार्थ रूप 
में किस प्रकार जान सकते. हैं | 

राजा अश्वपति ने कह--ओपमन्यव ! ध्यान देकर सुनिये। 
उस अखिल जगद्व्यापी जगदात्मा वेश्वानर का शिर स्वगंलोकः है, 
नेत्र सूय है | प्राण वायु है। घड़ आकाश है। निम्न भाग जल्ल है 


वैश्वानर की खोज में १४१ 


और चरण प्रान्त प्रथ्वी है | यशों की वेदी उसकी छाती है। कुशा उस 
की रोमावलि हैं। गाह॑पत्य अग्नि उसका हृदय है, भोजन पचाने वाली 
जठराग्नि उसका मन है ओर आहवनोय अग्नि उसका सुख है! उस 
अ्राहवनीय अ्रग्नि में जो कुछ भी पदाथ पहले डाला जाता है वही 
प्रथम आहुति है | उससे प्राण तृप्त होता है |” 

दूसरे आच!ये सत्ययश ने पूछा--'राजन्‌ | प्राण के तुप्त होने से 
क्या होगा ? 

अश्वपति ने कहा --भद्र ! थ्राण की तृप्ति से ही नेत्रों की तुप्ति 
होती है और नेत्रों की तृप्ति से आदित्य भास्कर तुप्त होते हैं। उनक! 
तृप्ति से स्वरगंलोक तृप्त होता है ओर स्वर्गलोक की तृप्ति से उन सकी 
तृप्ति होती है जो सूय और स्व के भरोसे बैठे हुए हैं। उन सबकी 
तृप्ति से यश्ञकर्ता की तृप्ति होती है ओर बह संतति, पशु, सम्पत्ति, अन्न 
तेज श्ौर वास्तविक ब्ह्मश्ञान की महिमा से पूर्ण होता है। इसी प्रकार 
फिर उसी आइवनीय अग्नि में व्यान वायु के लिए दूररी आहुति 
डालनी चाहिये, जिससे कणुन्द्रिय की तृप्ति द्वोती है |? 

कशशन्द्रिय की तृप्ति की बात इन्द्रद्ज्न॒ की समम्त में ठीक से नहीं 
आयी। वह बोले--'तजन्‌ | करन्द्रिय को तृप्ति का क्या फल 
होता है !! 

अश्वपति ने कह्ा--भाल्लवेय ! उन कर्शन्द्रियों की तृप्ति से 
चन्द्रमा तृत्त होता है। चन्द्रमा के तृप्त होने से दसों दिशाएँ तुप्त होती 
हैं श्रोर दसों दिशाओं की तृप्ति से उन सब की तुप्त होती है जो चन्द्रमा 
और दिशाओं के भरोसे पर रहते हैं | उन सब की तृप्ति से ही यज्ञकर्तता 
की वास्तविक तृप्ति होती है और तब वह पशु, सम्पत्ति, संतर्ति, अन्न, 
तेज और ब्रह्म की महिमा से विमरिइत होता है | हे भद्ठा ! इसी प्रकार 
उस आइवनीय अग्नि में अपान वायु की तृप्ति के लिए. तीसरी आराहुति 
भक्ति समेत डालनी चाहिए, जिससे वाणी की तृप्ति होती है | 

वाणी की तृप्तिवाली बात शकराज्ष के पुत्र आचाय जन के मन 


१४२ उपनिषदों की कहानियाँ 


में नहीं बैठी बह विनीत वाणी में बोले--'राजन्‌ ! वाणी की तृप्ति से 
भला यशकर्त्ता को क्या फल मिलेगा !? 

अश्वपति ने कहा--“शाकराक्ष्य | वाणी की तृप्ति से अग्नि की 
तृप्ति होती है | अ्रग्नि की तृप्ति से पृथ्वी तृप्त शेती है। और प्रथ्वी की 
तृप्ति से उन सब की तृप्ति होती है जो पथ्वी ओर अ्रग्नि के भरोसे 
जीवन धारन करने हैं। उन्हीं सब की तृप्ति होने से यश्व करने वाले की 
वास्तविक तृप्ति होती है और तभी वह संतति, पशु, सम्पत्ति, अन्न 
और तेज से पूर्णकाम होकर ब्रह्म महिमा से समन्वित होता है। हे 
सौम्य | इसी प्रकार श्राहवनीय श्रग्नि में चतुर्थ आहुति समान वायु 
के उद्देश्य से डालनो चाहिए, जिश्से मन तुप्त होता है | 

ग्राचाय बुडिल ने कह्य--'राजन्‌ ! मन की तृप्ति से क्या होगा ! 

राजा थ्रश्वपति ने कहा --भद्र | मन की तृप्ति से मेष की तृप्ति 
होती है और मेष की तृप्ति ते बिजली की तृप्ति होती है| बिजली की 
तृत्ति से उन सत्र प्राणियों की तृप्ति होती है जो भेघ और बिजली पर 
जीवन निभर करते हैं। और उन्हीं सब की तृप्ति से यशकर्त्ता की 
वास्तविक तृप्ति होती है | ओर उसे तभी संतति, पशु, सम्पत्ति, अ्रन्न 
तेज श्रौर अपार ब्रह्म-मद्दिमा की प्राप्ति होती है। सोम्य | इसी प्रकार 
उस झाहवनीय अग्नि में पाँचवीं श्राहुति उदान वायु को तृप्ति के 
लिए देनी चाहिए, जिसमे वायु की तृप्ति होती है |! 

वायु की तृप्तिवाली बात को सुन कर अरुण के पुत्र उद्दालक ने 
पूछा--राजन्‌ | भला वायु की तृप्ति से यशकर्त्ता को क्या फल 
मिलेगा !! 

राजा ने कह्ा--आरुणि | वायु के तृप्त होने से अ्राकाश तृप्त 
होता है ओर आकाश की तृप्ति से उन सब जीव समूहों की तृप्ति होती 
है, जो वायु ओर आकाश पर जीवन निर्भर करते हैं | और उन्हों सब 
की तृप्ति होने पर यशकर्त्ता की वास्तविक तृप्ति होती है, शोर उसे 
विपुल्न संतति, सम्पत्ति, पशु, समृद्धि, अन्न, तेज ओर बह्वल की सच्ची 


वैश्वानर की खोज में १४३ 


प्राप्ति होती है। ग्राच!यों ! जो व्यक्ति इन बातो को जाने बिना यश्या- 
गादि करता है उसको वैसा ही फल मिलता है जो दहकते अंगारों को 
छोड़ कर राख की ढेर पर आहुति डालता है। इसके विपरीत जो 
व्यक्ति इन सब बातों को भल्ी-भाँति समम-बुझ कर यज्ञ करता है 
उसका यश सब लोकों में, सब रूपों में और श्रात्मा की सब विधियों 
से समन्ब्रित होता है, उसी को यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है | 
जिस प्रकार दहकती आग में पश्नाल का सूखा तिनका डालने पर 
तुरन्त भस्म हो जाता है उसो प्रकार इन सब बातों का तत्व समझ कर 
यज्ञ करने वाले व्यक्ति के सब कायिक, वाचिक और मानसिक पाप 
जल कर अपने आप भस्म हो जाते हैं । हे ऋषियो | जिस प्रकार भूखे 
बच्चे अपनी माताश्रों को प्राप्त कर सुखी होते है उठी प्रकार इस जगत्‌ 
में विविध यातनाओ्रों से विरा हुआ मानव अ्ग्निदोत्र की शरण में 
जाकर सुखी होता है औ्रोर उसी के द्वारा उक्त प्रकार के ब्रह्म का श्र 
आत्मा का साक्षात्कार होता है | वह ब्रह्म कहीं श्रलग नहीं है, यह 
समस्त चराचर जगत्‌ ब्रह्ममय है | सब खल्विदं ब्रह्म ।” 

पाचों कुल+तियों की अन्थियाँ छूट गयीं, शंकाएँ विल्लीन हो गयीं 
श्र कृतशता के श्रतिरेक से उनके हृदय भर आए. |? 

भ< ६ 

दूसरे दिन प्रात:काल राजा अ्रश्वपति ने उन्हें अ्रपनी राजधानी 
से बहुत सम्मान के साथ विदा किया और पहले दिन दी जाने वाली 
दक्षिणा को अंगीकार करने के लिए बाधित किया | वे सके सब बड़े 
प्रसन्न मन से ब्ह्मशान की अन्थि को सुललमा कर श्रपने-अपन आश्रम 
को लौद पड़े | लोटते समय उन सब के मन में प्रसन्नता ओर सम्तोष 
की लहरें दौड़ रही थीं। आँखों म॑ हरियाली थी और मन में कई 
गुना उत्साह |” 


)छान्‍्दोग्य उपनिषद से 


श्वेतकेतु ओर उद्दालक 
| हे 


अरुण के पुत्र उद्दालक की चर्चा पहले की कथाओं में आरा चुकी 
है। बह एक बहुत बड़े कुलपति थे | उनके आश्रम में दूर-दूर देश के 
सहसों विद्यार्थी आकर वेदों का अध्ययन करते थे। पर उनका पुत्र श्वेत- 
केतु इकलोता होने के कारण बारह वर्ष की उमर तक कुछ भी पढ़- 
लिख नहीं सका। वह रात दिन खेल-कूद में लगा रहता ओर श्राश्रम के 
विद्याथियों को परेशान करता । जब कभी पढ़ाने-शिखाने की कोशिश 
होती जोर-जोर से रोने लगता और उसकी माता आकर उसे छुड़ा देती | 
ढलती उमर में पैदा होने के कारण उद्दालक भी विशेष सख्ती नहीं कर 
सकते थे | उन्हें जब यहनिश्चित विश्वास हो गया कि श्वेतकेतु हमारे 
पास रहकर पढ़-लिख नहीं सकता तो एक दिन एकान्‍्त में बुला कर बड़े 
प्यार से पूछा- बेटा ! अब तुम अन्ोध बच्चे नहीं हो, बारह वर्ष के 
हो गये, तुम्हारा उपनयन संस्कार भी हो चुका पर श्रभी तक तुम वेद 
का एक भी मंत्र नहीं जानते | हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं पैदा 
हुआ जिसने वेदों को न पढ़ा हो और केवल जन्म लने के कारण 
ब्राह्मण कहलाने काअधिकारी हो । सोचो, यह कितनी बड़ो लण्जा को 
बात है कि इमारे पुत्र होकर तुम अब तक त्रिल्कुल अज्ञ ही बने रहे | 
हमारे पास दूर-दूर के हजारों विद्यार्थी पढ़ने लिखते के लिये आये हुये 
हैं हम उन सत्र के आवचाय हैं, तुम्हें इस रूप में देख कर वे सब अपने 
मन में क्‍या सोचते होंगे ! हम अब तक सोच रहे थे कि तुम खुद विद्या 
प्रा्त करने की इच्छा प्रकट करोंगे, इसीलिए कभी कोई सख्ती नहीं की 
किन्तु दुःख है कि तुम अपने से कौन कहे, धर-पकड़ करने पर भी 
कुछ नहीं सीख हके | अ्रब हम तुम्हें इस रूप में देखकर सुखी नहीं रह 


श्वेतकेतु श्रोर उद्दालक श्ड्पू 


सकते | हमर चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और किसी सुयोग्य गुरु 
के समीप ब्रह्मचारी बन कर वेदाध्ययन करो । पुत्र | हमारी इस अ्रमि- 
लाषा को पूरी करके जब ठुम लोगोगे तब हम समसेंगे कि तुम हमारे 
बाद कुल को मर्यादा को स्थिर रखोगे' |? 

श्वेतकेतु के निमल मानस में पिता के इन बचनों से ग्लानि का 
उदय हुआ | बह मन में अपनी भूल पर बहुत दुःखी होकर बोला-- 
“पूज्य वात | मेरी भूलों को क्षमा कीजिए । मैंने अज्ञान में घिर कर 
कभी इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा कर्तव्य क्या है ! 
बेकार के खेल-कूद और मनबहलाब में इतने दिनों तक लगा रहा | 
न तो कभी माताजी ने और न आपने इस तरह मुझे समझाया और 
न किसी साथी ने ही कभी कुछ बतलाया | जब कभी धर-पकड़ कर 
पढ़ने लिखने के लिये बैठाया जाता तो मेरे मन में खेल-कूद के छूट 
जाने का दुःख होता और बचपन के साथियों की याद आती, इसी से 
तुरन्त रोने लगता और भागने की कोशिश करता | मगर आज मैं 
अपने किए पर दु)खी हूँ, जीवन के अमूल्य वर्षों को खोकर पछता रद्दा 
हूँ । पूज्य तात | मुझे अब शीघ्र ह्वी किसी भ्राचाय के समीप वेदाध्ययन 
के लिए जाने का शुभ मुहूर्त बताइये | यह बात सच है कि आपके 
पास रहकर, उतना नहीं पढ़ लिख सकगा जितना किसी अन्य आश्रम 
में रह कर | क्‍योंकि यहाँ पर माताजी का स्नेह, साथियों का प्रेम और 
गहस्थी के मसटों से अध्ययन में बाधा पहुँचेगी |? 

श्वेतकेतु की बातों को सुन कर उद्दालक को आश्चय के साथ-साथ 
बड़ी प्रसन्नता भी हुई। जिसे के अभी तक अ्बोध उदंड बालक सममते 
थे बह कितना मतिमान है, इसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी | 
पुत्र को छाती से लगाते हुये बोले-- 'मेरे वत्स | तुम हमारे उज्ज्वल 
वंश के प्रकाशमान तारे हो । तुमसे इमें बढ़ी-बड़ी आशाएँ हैं ४ 

दो-तीन दिन बाद श्वेतकेतु शुभ मुह्दत में वेदाष्ययन के लिए 
उपमन्यु के पुत्र आचीनशाल के ग्राश्रम को रवाना. हो गया । जाते 

१० 


१४६ उपनिषदों की कहानियाँ 


समय दयालु पिता ने उसके ऊपर कृपाहृष्टि रखने के लिए प्राचीन 
शाल को एक पत्र लिखा और ममतामयी माता ने भी प्राचीन शाल 
की पत्नी को पुत्रवत्‌ स्नेह करने की एक चिट्ठी लिखी | आ्राँखों में आँसू 
भर श्वेतकेतु जब बढुवेश में पिता के श्राश्रम से बिदा हुआ तो आश्रम 
के भी विद्यार्थियों ने गुरु और गुरुपत्नी के साथ उसके भावी वियोग 
में द:ख प्रकट किया ओर बहुत दूर तक पहुँचाया | माता और पिता 
ने अपने पारस्परिक प्रेम के प्रतीक को परदेश भेज कर बारह वर्ष बाद 
पहिली बार शहस्थी के दुःख का निकट से अनुभव किया। उनकी 
उदास आँखों में करूणा की धारा थी और विकम्पित हृदय में वात्सल्य 
का स्रोत । कई दिनों तक वे श्वेतकेतु की याद में विहल हो जाते । 

श्वेतकेतु प्राचीनशाल के आश्रम में पहुँच कर बहुत जल्द ही घुल 
मिल गया । पिता और माता के पत्रों ने उसे गुरु के ्राश्रम. में भीतर 
से लेकर बाहर तक सुख-सुविधा और सनन्‍्तोष का सारा साधन इकट्ठा 
कर दिया | वह गुब्पत्नी को अ्रपनी ममतामयी माता के समान, शुरु 
को कृपालु पिता के समान और गुरुपुनत्नों को सगे भाइयों के समान 
पा कर अपनी जन्मभूमि को धीरे-धीरे भूल-सा गया ओर वन मन से 
अध्ययन में जुट गया | 

२५ र् ९ 

गुरु ओर गुरुपत्नी के असीम रुनेह का अधिकारी बन कर श्वेतकेतु 
ने विद्या तो सारी सीख ली पर स्वभाव से वह कुछ अ्रमिमानी भी हो गया 
जैसा कि उसके लिए स्वाभाविक भी था | उमर में सब से सयाना दोने 
के कारण भी उसकी उददण्ठता को सहायता मिलती थी। प्राचीनशाल 
यह. बुराई जान-बुक कर भी कभी श्वेतकेतु कों कुछ कहते नहीं थे। वह 
पढ़ने-लिखने में सब से अधिक तेज, बलवान, आशाकारी, बड़े बाप 
का बेटा और शरीर से सुन्दर था, इन सब विशेषताओं में उसकीश्रमि- 
मानी प्रकृति प्राच्नीनशाल को कभी खलनेवाली नहीं बनी | गुर और 


श्वेतकेतु श्रोर उद्यलक १४७ 


गुरुपत्नी का समीपी होने के कारण उसके सहपाठी भी उससे बहुत्त 
दबते थे | उसकी निरगल प्रकृति को इससे भी बड़ी खूराक मिली | 
गुरु के श्राश्रम में रहते हुए उसे पूरे बारह वर्ष बीत गये | उसकी 
उमर अरब चौबीस वर्ष की हो गयी। अ्रखण्ड ब्रह्मचय व्रत से उसके 
तेजस्वी शरीर में कुन्दन की तरह चमक आ गयो | ब्रह्मयचंस की आमा 
प्रदीम मुखमएण्डल से फूटने लगी | वह व्याकरण आदि छाहों श्रेंगों 
समेत चारों वेदों का प्रकाएड परिडत बन गया । आखिरकार एक 
दिन शुभ मुहूत में प्राचीनशाल ने उसका समावतन संस्कार सम्पन्न 
कर घर जाने की आज्ञा प्रदान कर दं | गुरु के आशीव॑चन, गुरपत्नी 
के ममतामय स्नेह-धिंचित शुभ वाक्य और साथियों की शुभ कामनाएँ: 
लेकर वह बारह वर्ष बाद जब अ्राश्रम से बिदा हुआ तो श्राँखो में आँसू 
भर आये और गला रुद्ध हो गया । पर भीतर ही भीतर चिर वियुक्त 
ममतामयी माता, पिता ओर जन्मभूमि के दर्शन की लालसा भी उमड़ 
पड़ी । मार्ग में चलते-चलते वह पीछे बाले श्राश्रम की बातें छोड़ कर श्राने 
वाले आश्रम की बातें सोचने लगा | व्याकरण आदि छहों श्रंगों समेत 
चारों वेदों का उसे इतना अभ्यास हो गया था कि कहीं पर भी पूछने 
पर तड़-तड़ उत्तर देवा ओर शाख्रा्थ अपने विपज्ञनी को निरुत्तर कर 
देता | पिता के आश्रम में भी सहस्रों विद्यार्थी रहते ये | मार्ग में ही 
उसने निश्चय किया कि अपने पिता के विद्याथियों से शाज्राथ करूंगा ' 
आर पिताजी को भी अपने योग्यता तथा प्रतिभा से आश्चय में डाल 
दूँगा | इस तरह के विचारों में डूबते ही उसका अभिमानी मन फूल 
उठा । उसे यह दिखाई पड़ने लगा कि अ्रब वेदों ओर शाज्रों में कहीं 
ऐसा कोई विषय नहों है जिस पर उसका पूर्ण श्रधिकार न हो। पिता 
की भाँति ही उसकी योग्यत्ता भी है, पिता भी तो पंडित ही हैं; कर्मी 
उनके श्ञान-गौरव को भी तोलना होगा | इसी गय में मरा हुश्रा श्वेत-- 
केतु पाँचव दिन मध्याह में अपनी जन्मभूमि के समीप आ पहुँचा ॥ 
आश्रम के बाल-सइचर पेड़-पौदे ओर पशुश्रों में काफी परिवतंन हो. 


श्ष्प उपनिषदों की कहानियाँ 


गया था। साथ खेलने वाले छोटे-छोटे बालक विनीत बढुवेश में काफी 
सयाने और भद्र बन गये थे । वह भी अब अबोध श्वेतकेतु नहीं था 
वेदों और शाख्रों का बड़ा जानकार था। सब से पहले अपने पृज्य 
पिता के समीप पहुँच कर वह उनके प्यासे अ्श्रुसिचित नेत्रों का प्रिय- 
दर्शन बना | कृपालु पिता ने श्रपने चिरवियुक्त दृदय-खण्ड को छाती 
से लगा लिया और उसके शिर को सँघते हुये, पीठ पर अपने बाहु- 
रूपी स्नेह-पाश को फेरते हुये कुशल समाचार पूछा। पर अविनयी 
श्वेतकेतु पिता को प्रणाम करना भूल गया, उसके मन में उस समय 
इस बात का इन्द्र मचा हुआ था कि पिताजी अभी मेरी पढ़ाई-लिखाई 
के बारे में क्‍यों नहीं कुछ पूछताछ कर रहे हैं । 
गुरु के आश्रम से अध्ययन समाप्त कर श्वेतकेतु के वापस आने 
की बात सारे आश्रम में फेल गयी । माता ने आकर उसे छाती से 
लगा लिया और अपने साथ कु्ीर में चलने की बात की । पर श्वेत- 
केतु को श्रभी इस बात की उत्तनी जल्दी नहीं थी कि माता से अपना 
कुशल समाचार बताये जितनी पिता से श्रपने प्रगाढ़ पारिडत्य और 
वेदों-शास्रों पर अपार अधिकार की चर्चा करने की । पर शील, सदा- 
चार से विवश होकर वह श्रन्यमनस्क भाव से माता के साथ कुटीर में 
चला गया। अनुभववृद्ध उद्दालक को पुत्र की मनोवृत्ति का ज्ञीण 
परिचय मिल गया । उसकी अविनीतता उनके कृपालु कोसल सुमन में 
काँटे की भाँति पहली ही बार चुभने-सी लगी । 
हब का नी 
सन्‍्ध्या हुई। माता से संध्यावन्दन की आज्ञा प्राप्त कर श्वेतकेतु 
आश्रम में झ्राया ओर अपने चिरविरही बाल साथियों से घिर गया 
जो अब उसी की भाँति शरीर, बल श्रोर तेजस्विता में युवा बन गए 
थे। उनकी पढ़ाई-लिखाई का समाचार पूछते हुए उसने श्रपनी 
परिडताई की धाक भी उन पर जमा दी | प्रकृति से ही अति सरल 
ओर-उदार उद्दालक के शिष्यों में अपने गुरु:पृत्र के प्रगाह पारिडत्य 


श्वेतकेतु और उद्दालक श्डट्‌ 


की चर्चा बढ़ते-बढ़ते उद्दालक के कानों में भी पड़ गयी | उन्हें इस बात 
से भी एक उलमन ही हुई। रात में सन्ध्यावन्दन आदि से छुट्टी पाकर 
श्वेतकेतु पिता के समीप आया, उस समय वह कुछ शिष्यों से बात्तें 
कर रहे थे | श्वेतकेतु के आने पर शिष्यों ने उठ कर सम्मान प्रकट 
किया और पिता ने बैठने का ग्रादेश दिया। शास्त्रों की चर्चा के 
सिवा उद्दालक के आश्रम में दूसरा विषय था ही क्‍्या। सब लोग 
परस्पर बातें करने लगे | इसी बीच में अवसर का कुछ भी ख्याल न 
करके श्वेत्केतु ने अपने पिता से भी अपने गम्भीर अ्रध्ययन, पाडित्य 
श्रोर स॒ुब्रोधता की चर्चा की | उद्दालक मन ही मन बहुत दुःखी हो 
गये | थोड़ी देर बाद शिष्यों को जाने का अदेश देकर श्वेतकेतु के 
साथ बातें करते हुए वह कुटीर में वापस आये । श्वेतकेतु ने इस 
बीच में भी अपनी अहम्मन्यता के चार छः छीटे कसे, जिसके उल्दे 
प्रभाव ने उद्दालक को कुछऔर भी विचलित कर दिया। पर प्रशान्त 
समुद्र में हवा के मामूली क्ोंकों का असर नहीं हुआ।। अपनी उसी 
गम्भीर प्रकृति के शान्तिपूथक वे जाने क्‍या विचारते रहे | 

थोड़ी देर बाद एक शास्त्रीय चर्चा के प्रसंग में उद्दालक ने 
पूछा--वत्स | अंगों समेत चारों वेदों और छहों शास्त्रों का भली 
भाँति तुमने अध्ययन कर लिया है, और जहाँ तक में समम्ता हूँ तुम 
उन सब पर अपना एकाधिकार भी मानते हो। ठीक है, जिस विषय 
को तुमने इतने परिश्रम से अधिगत किया है उस पर सनन्‍्तोष और 
आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए ; पर इस तरह सब के सामने कहने 
से वेदशासत्र तुम्हारे ऊपर रष्ट हो जायगे क्योंकि वे अभिमानी पात्र 
में झकना परुन्द नहीं करते । उनका प्रिय पात्र विनयी, सदाचारी 
और निरमिमान है |? फ 

श्वेतकेतु को पिता की श्रट्पटी बातें अच्छी नहीं लगीं। बारह 
वर्ष से अविरोध रूप में बढ़े हुए ग॑ वृक्ष को उद्दालक के ये वचन 
नहीं उखाड़ सकते थे | बल्कि इनके आघात से वह काँप , उठा ओर 


१५० उपनिषदों की कहानियाँ 


अपनी सारी शक्ति के साथ उत्तर देने को प्रस्तुत हो गया। बोला-- 
तात ! मैंने कौन-सी अविनीतता दिखाई । मेरे किस दुराचरण ने 
आपको दुःख पहुँचाया और किस अ्रमिमानी बात ने आ्रापको विचलित 
किया १ जिन वेदों ओर शा्रों का मैंने इतने श्रम से अध्ययन किया 
है वे मुझ पर कदापि रुष्ट नहीं हो सकते । अपनी योग्यता को बतलाने 
में में अभिमान को नहीं मानता | में समझता हूँ कि आपके आश्रम- 
वासी शिष्यों से में अविनयी, असदाचारी और अभिमानी नहीं हूँ । 
मेरे पृष्य गुरुदेव ने इतनी लंबी अवधि में मुझे कभी दोका तक नहीं । 
उद्दालक के समर में यह बात आर! गयी कि श्वेतकेतु काले हृदय 
के कारण नहीं वरन्‌ कुसंगति के कारण खराब हुआ है । अभी 
उसका सुधार सम्भव है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह मृदु 
स्वर में बोले--'बेटा ! क्‍या में तुमसे कोई बात पूछ सकता हूँ ९? 
श्वेतकेतु ने स्वाभाविक स्वर में कह्य--पूज्य तात |! आप, किसी 
भी वेद या शासत्र की बात मुझसे पूछ सकते हैं ! बारह वर्ष तक जिस 
के लिए. अपना जीवन बिताया हे, वे सब ज्ञान कब काम आवेंगे ९ 
उद्दालक ने थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद पूछा--“वत्स ! 
क्या तुमने अपने स्वज्ञ गुरु से वह विद्या भी सीखी है, जिसके सुनने 
से न सुना हुआ विषय भी सुनाई पड़ता है, जिसके सममने सेन 
समझा हुआ विषय भी समझ में आ जाता है ओर जिसके जानने से 
न जाना हुआ विषय भी जाना जाता है| अरथांत्‌ वह सदूविद्या जो 
जगत्‌ की तमाम वस्तुओं का आधार है |? 
श्वेतकेतु ने ज्ृणभर में ही सब वेदों ओर शास्त्रों को मन ही मन 
उलट डाला; पर कहीं भी उस विद्या की चर्चा आयी तो थी नहीं वह 
उत्तर किस चीज का देता ! उसका अ्रभिमानी मन लज्जा से गड़ने 
लगा । सोचा, मेरा मिथ्या अमिमान कितना निराघधार और पाप्रमय है | 
कुछ देर बाद विनीत स्वर में हाथ जोड़ कर बोला--'तात बह 
विद्या कोन सी है ! उसका तो मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है । मेरे पूज्य 


श्वेतकेतु श्रोर उद्दालक १५१ 


गुरुदेव ने भी इस विद्या की चर्चा भी नहीं को । ऐसी अनुपम विद्या 
को मैं सीखना चाहता हूँ। वात ! मेरे अपराधों को क्षमा कीजिये |? 
ऐसा कहते हुये वह पिता के चरणों पर अंजलि बाँध कर गिर पड़ा | 
थोड़ी देर थूर्व की उसकी अभिमानी आँखों में ग्लानि के आँसू श्र गये 
और मन में घिक्कार की आवाज गँलने लगी | 

उद्दालक ने श्वेतकेतु को उंठाते हुये कहा--वत्स ! तुम अ्रधीर 
मत बनो । मैं तुम्हें उस विद्या का उपदेश दूँगा; पर अब से यह बात 
गाँठ बाँध लो कि इस संसार में श्रमिमानी का कल्याण नहीं होता | 
उसके हाथ में रहने वाली वस्तु भी नष्ट हो जाती है| विद्या का स्वभाव 
ही है कि उसका जानने वाला विनयी सदाचारी और निरमिमानी हो 
जाता है | जो व्यक्ति विद्या सीख कर भी श्रविनीत, अ्रसदाचारी और 
अमभिमानी रहता है वह कभी विद्वान्‌ नहीं कह्दा जाता, उसका सत्र 
अनादर ओर अपयश होता है | 

श्वेतकेतु ने सिर को नीचे कुका कर विनीत खबर में उत्तर दिया--- 
व्तात ! मेरा अ्रज्ञान दूर हो गया है, आपके चरणों की कपा से भेरे 
हृदय से अमिमान का अंधकार दूर हो गया शोर अरब मुझे श्रपनी 
सारी कमजोरियाँ दिखाई पड़ रही हैं |? 

उद्दालक बीच ही में बोल पड़े--“वत्स ! मेरा श्रमर्ष मिट गया, 
तुम्हारा कल्याण हो। में तुम्हें उस परम गोपनीय विद्या का उपदेश 
कर रहा हूँ | ध्यान पूवंक अहण करो ।! 

श्वेतकेतु सावधान होकर बैठ गया । पिता की तेजस्विनी वाणी 
में प्रखर प्रकाश आज उसे पहली बार दिखाई पड़ा | उद्दालक बोले--- 
धत्स | जेसे मिट्टी के एक ढेले का ज्ञान हो जाने के बाद संसार में 
मिट्टी से बनी हुईं तमाम वस्व॒श्रों का ज्ञान हो जाता है और यह भी 
मालूम हो जाता है कि घड़ा, पुरवा, हाँड़ी श्रादि मिट्टी से बनी हुई 
वस्तुएँ केवल कहने भर के लिए अ्रलग-अलग हैं, वास्तव में भिन्न कुछ 
नहीं हैं उनमें केवल मिट्टी ही सत्य है। इसी तरह जैसे सोने के एक 


१्प्र्‌ उपनिषदों की कहानियाँ 


टुकड़े का ज्ञान होने के बाद उससे बनी हुईं तमाम चूड़ी, कड़े, कुशड- 
लादि वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है शौर यह भी मालूम हो जाता है 
कि कड़े, कुण्डल, चूड़ी आदि सोने से बनी हुईं वस्तुएँ केवल कहने 
भर के लिये अलग-अलग है, वास्तव में उनमें नाम और रूप के 
अलावा कुछ भी नहीं है, केवल सोना ही सत्य है। और भी, जैसे 
लोहे की बनी हुई नाखून काटने वाली नहन्नी के देखने से लोहे का 
ज्ञान हो जाने के बाद उससे बनी हुई तलवार, फावड़े आदि वस्तुओं 
का ज्ञान हो जाता है और यह भी मालूम सो जाता है कि उन तल्न- 
वार फाबड़े आदि लोहे की वस्तुओं में केवल नाम और रूप का ही 
फरक है सत्र में एक मात्र लोहा ही सत्य है, उसी प्रकार यह विद्या भी 
हे, जिसकी चर्चा मैंने की है !? 

श्वेतकेत॒ विस्मय में पड़ गया । बोला--तात ! निश्चय ही भेरे 
आचार्य को इस विद्या का ज्ञान नहीं था| क्योंकि यदि वे इसे जानते 
होते तो मुझसे स्वप्न में भी न छिपाते | मगवन्‌ ! आप इस विषय 
को खूब स्पष्ट करने की कृपा करें |? 

“वत्स | सुनों मैं विस्तारपूबक उसे बता रहा हूँ |? यह कर कर 
श्वेतकेतु से उद्दालक ने फिर कह्ा--बेटा ! सष्टि के आरम्म में समस्त 
विश्व केवल, 'सत्‌? रूप में विराजमान्‌ था, अर्थात्‌ इस सुष्टि-चक्र का 
केवल मूल तत्व द्वी उस समय विद्यमान्‌ था। वह केवल अकेला था, 
सष्टि के समस्त बीज उसमें निहित थे, उसका नरम रूप कुछ नहीं 
था, अर्थात्‌ वह एकदम निर्गण, निराकार, अ्रव्यक्त और अनन्तव्यापी* 
रूप में विद्यमान था। उसी एक के जान लेने से संसार की सभी चस्तुएँ 
जान ली जाती हैं |? 

श्वेतकेतु ने हाथ जोड़ कर विनीत स्वर में कहा---(पूज्यपाद ! इस 
सष्टि-चक्र के पहिले तो कुछ नहीं था | यदि 'सत्‌? को ही सृष्टि के पहले 
मान लिया जाय तो उससे पहले क्या था ?? 

उद्दालक बोले--सोम्य | कुछ विद्वानों का ऐसा ही कहना है 


श्वेतकेतु ओर उद्दालक १५३ 


कि 'सत्‌? से भी पहले असत” बतंमान था श्रर्थात्‌ उसमें सृष्टि का 
कोई भी बीज निहित नहीं था। उसी असत्‌? से 'सत्‌! की उत्पत्ति 
हुई । पर वत्स! जो विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं वे भूल करते हैं। यह 
सर्थथा असम्भव ओर अ्रसंगत बात है| जिसमें छ्टि का कोई बीज 
निहित ही नहीं रहेगा भला उससे 'सत्‌” की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? 
इसलिए बेट ! तुम इसे श्रच्छी तरह समझ लो कि सब से पहले केवल 
एकमात्र ओर अद्वितीय 'सत्‌? वरतंमान था /? 

श्वेतकेतु ने सकुचाते हुए पूछा--तात ! तो उस 'सत्‌? से इस 
चराचर जगत्‌ की सष्टि किस प्रकार हुईं? जब वह अकेला ओर 
अद्वितीय था तो इस विशाल जगत्‌ की उत्पत्ति उसने कैसे कर दी १!” 

उद्दालक--बोले--वत्स | उसी 'सत? ने यह इच्छा की कि मैं 
अकेला हूँ, बहुत रुपों में हो जाऊँ। यह इच्छा मन में उत्पन्न होने पर 
उसने सत्से पहले तेज की सृष्टि की। उसी तेज ने फिर यह इच्छा 
की कि मैं बहुत रूपों में व्यक्त हो जाऊँ।? उसके ऐसी इच्छा करने 
पर फिर जल की उत्पत्ति हुईं।| यही कारण है कि जब कभी तेज से 
शरीर में गरमी लगती है तब उसी ताप के काग्ण पसीना टपकने लगता 
है | यहाँ तेज अ्रथांत्‌ उसी ताप के कारण ही जल अर्थात्‌ पसीना की 
उत्पत्ति हुईं । 

श्वेतकेतु ने कह्द--तात ! यह बात मेरी समझ में आ गयी । 
पर जल के बाद फिर शेष सृष्टि किस प्रकार विस्तारित हुईं ?? 

उद्दालक ने उत्तर दिया--वत्स | उस जल ने जब यह इच्छा 
की कि में अनेक रूपों में व्यक्त होऊँ? तो उसके इस प्रकार इच्छा 
करने पर अन्न की उत्पत्ति हुईं।| इसीलिए जहाँ कहीं जब कभी वर्षा 
होती है तब वहाँ श्रन्न अवश्य उत्तन्न होता है। अर्थात्‌ जल से शअ्रन्न 
की सृष्टि होती है। इन्हीं तीनों पदार्थों से संसार की सभी वस्तुएँ उत्पन्न 
होती हैं| संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब इन्हीं तीनों की मिला- 
वट से बनी हैं। जहाँ कहीं प्रकाश या गरमी है वहाँ समझ लेना 


१५४ उपनिषदों की कहानियाँ 


चाहिए कि तेज पदार्थ की प्रधानता है | जहाँ तरलता या प्रवाह है 
वहाँ जल पदार्थ की प्रधानता है और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न या 
पृथ्वी को प्रधानता है। अग्नि में जो तुम लाल, सफेद और काला रंग 
देखते हो उसमें ललाई तेज की, सफेदी जल की ओर कालिमा प्रथ्वी 
की चीज है | यही बात सूय में, चन्द्रमा में और बिजली में मी जान 
लो | इन सबमें वही एकमात्र 'सत्‌” ही विद्यमान है। यदि अ्रग्नि, 
सूर्य, चन्द्रमा और बिजली में से खत” से निकले हुए तेज, जल ओर 
पृथ्वी को निकाल लिया जाय तो सब खतम हो जायेँ। श्रग्नि का 
अग्निपन, सू्ये का सू्यपन, चन्द्रमा का चन्द्रमापन ओर बिजली का 
बिजलीपन बीत जाय, नाम निशान कुछ भी न रह जाय ।! 


श्वेतकेतु ने बीच ही में पूछा--“तात ! प्राणियों के भीतर एक ही 
पदार्थ किस प्रकार तीन रूपों में श्रलग-अलग हो जाता है ? 


उद्दालक ने प्रसन्न मन से हाथ उठाते हुए. कह्दा--“वत्स ! तुमने 
बड़ी अ्रच्छी बात पूछी । मनुष्य के शरीर में जाकर खाया हुआ अन्न भी 
तीन भागों में अ्रलग हो जाता है। स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म | उसमें 
जो स्थूल भाग होता है वह मैला बन जाता है, जो मध्यम भाग होता 
है वह मांस बन जाता है और जो सूक्ष्म भाग होता है वह मन बन 
जाता है | इमी तरह पिये गये जल में मी तीन माग हो जाते हैं। जल का 
स्थूल भाग मूत्र, मध्यम भाग रक्त और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है। तेल, 
मक्खन, घी श्रादि बलिष्ट पदार्थों के स्थूल भाग से हड्डी, मध्यम भाग 
से मज्जा याने हड्डी के भीतर का सार तथा सूक्ष्म भाग से वाणी 
बनती है | तुम्हारी समर में यह बात आर गई होगी कि मनुष्य का 
सन सूक्ष्म अन्नमय है, प्राण सूक्ष्म जलमय है और वाणी सूक्ष्म 
तेजोमय है| अर्थात्‌ मन अन्न से, प्राण जल से और वाणी तेज से 
बनी हुई है।' 


श्वेतकेतु पिता की इस बात पर कुछ अधिक गम्मीर बन गया । 


श्वेतकेतु ओर उद्दालक १्पपू 


थोड़ी देर तक सोचता रह्य और फिर बोला--'तात ! इस विषय को 
जरा श्रौर साफ करके बतलाइये [! , 

उद्दालक बोले--'बेटा ! सुनो जेसे दही के मथने पर उसमें 
छिपा हुआ सूक्ष्म सार भाग ऊपर मक्खन के रूप में तैरने लगता है, 
इसी प्रकार जो अन्न मनुष्य खाता है पेट में पचते समय उसके सार 
भाग से मन बन जाता है। जल के सूक्ष्म भाग से प्राण बन जाते हैं 
आर घी आ्रादि तेजोमय पदार्थों के यूक्ष्म भाग से वाणी बन जाती है | 
असल में ये मन ओर प्राण शुरू-शुरू में उसी श्रकेल्ने और अ्रद्वितीय 
शत? से ही निकले हुए. हैं। जिसका स्पष्ट वर्णन में अ्रभी तुम्दारे 
सामने कर चुका हूँ । वही 'सत्‌” ही इन,सब का मूल आश्रय और 
अधिष्ठान है | उस एक 'सत' को छोड़ कर सब केवल कहने भर के 
'लिए अ्रपनी श्रपनी सत्ता में बने हुए हैं। तुम भी वहदी 'सत्‌ः ही हो 
और में भी वही “सत्‌? ही हूँ | उस 'सत्‌? अर्थात्‌ आत्मा के अलावा 
तुममें हममें और कुछ नहीं है |? 

श्वेतकेतु ने कहद्द--'तात ! एक दूसरे दृष्ठान्त से भी जरा इस 
विषय को और स्पष्ट कर दीजिए; क्‍योंकि यह विषय कुछ गूढु मालूम 
हो रहा है 

उद्दालक बोले--“बत्स | सुनो। एक नहीं कई दृष्टान्त देकर 
समझा रहा हूँ। जैसे शहद की मक्खी अनेक तरह के फूलों के रस 
को इकट्ठा करती है, और सबके रस मिल कर शहद रूप में बदल 
'जाते हैं श्रोर उस हालत में किसी एक फूल का रस यह नहीं जानता 
कि में आम के बौर का रस हूँ या मौलसिरी के फूल का रस हूँ, इसी 
प्रकार सृष्टि के अन्त में परम सुघुप्ति अवस्था में संसार की सभी 
जीवात्माएँ उसी 'सतः? वस्तु में मिल्ष जाती हैं तो यह नहीं जानती कि 
हम 'सत्‌” में मिल गई हैं श्रोर मिलने के पहले क्या थी ? उस 'सुघुप्तिः 
'से जागकर वे फिर अपने-अपने पहले वाले शरीर को प्राप्त करती हैं। 
ही सूक्ष्म तत्व ही आत्मा है और वही 'सत्‌? है। इसी तरह जैसे 


१५६ उपनिषदों की कहानियाँ 


समुद्र के जल से बनी हुई गंगा, जमुना, नमंदा आदि नदियाँ अन्त 
में फिर उसी समुद्र में ही मिल. जाती हैं और यह नहीं जानतीं कि मैं 
गंगा हूँ, में जमुना हूँ, में गोमती हूँ, में नर्मदा हूँ, ओर फिर बादल के 
द्वारा वृष्टि जल के रूप में समुद्र से बाहर निकल आती हैं किन्तु यह 
नहीं जानतीं कि हम समुद्र से निकली हैं। इसी प्रकार ये सभी जीव- 
समूह “'सत्‌ः? में से निकल कर “सत? में ही फिर लीन हो जाते हैं ओर 
फिर उसी में मिलते हैं किन्तु यह नहीं जानते की हम “सतू? से आये 
हैं ओर फिर उसी में मिलेंगे | 

श्वेतकेतु ने पूछा--तात ! में आत्मा के 'सत? से उत्यन्न दोने की 
और फिर उसी में मिलने की बात तो समझ गया। अ्रब मुझे कृपया 
मृत्यु के बारे में बतलाइये | क्योंकि शरीरघारी तो थोड़े ही दिनों के 
बाद मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं तो उस 'सत्‌? से कैसे बार- 
बार मिलते हैं और बार-बार अलग होते हैं ?? 

उद्ालक ने कहा--बेठा ! जीवात्मा कभी मरता नहीं | वह एक 
शरीर से दूसरे में, दूसरे से त्तीसरे में बदलता रहता है। और जीव रूपी 
सूक्ष्म तत्त्व ही आत्मा कहा जाता है| उसे इस त्तरह से समझो | किसी 
बहुत बड़े पेड़ की जड़ पर कोई ठाँगे की एक चोट करे तो बह सूख 
नहीं जाता, जीता रहता है और उस चोट में से कुछ दिनों तक रस 
गिर कर ठीक हो जाता है | पेड़ के बीच में भी छेद करने पर बह नहीं 
सूखता, जीता रहता है ओर छेद में से रस गिरता है | जब तक उसमें 
जीवात्मा ब्याप्त रहता है तब तक मूल के द्वारा जल ग्रहण करता हुआ 
जीता रहता है | जब उस बड़े पेड़ की एक शाखा से जीबर निकल जाता 
है तब वही शाखा सूख जाती है, दूसरी शाखा से निकलने पर दूसरी: 
सूख जाती है और वीसरी से निकलने पर तीसरी सूख जाती है। मगर 
पेड तब तक जीता रहता है जब तक समूल नहीं सूख जाता | जब सारे 
वृक्ष को जीव छोड देता है तत्र वह सब का सब सूख जाता है और वही 
उसकी सही मृत्यु कहदी जाती है। ठीक यही हाल जीवात्मा का है | वह 


श्वेतकेतु शोर उद्दालक १५७ 


'एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है | जब इस समस्त संसार 
का प्रलय होता है तब वह जीवरूप सूक्ष्म तत््त आत्मा भी उस संत? 
पदार्थ में मिल जाता है | क्योंकि वह स्वयं “सत्स्वरूप? है |! 

श्वेतकेतुबोला--भगवन्‌ ! वह सूक्ष्म 'सत्‌? इस विशाल संसार 
का आधार कैसे बन सकता है| इतना बडा संसार मला उपमें किस 
तरह से टिक सकता है ! यह बात मेरी समर में नहीं आ रही है । 

श्वेतसेतु ओर उद्दालक जहाँ बैठे थे, वहाँ सामने हो एक विशाल 
बट वृक्ष था; उसके फल पक-पक कर जमीन पर गिरे हुए थे। उद्दालक 
ने कह्ा--बेटा ! एक बरगद का फल उठा लाओ, फिर तुझे 
बताऊँगा । 

श्वेतकेतु फल ले आया। उद्दालक ने कहा--इसे फोंड कर 
देखो, इसमें क्या है ? 

श्वेतकेतु ने फल को तोड कर कह्ा--तात | इसमें बहुत छोठे- 
छोटे बीज हैं | 

उद्दालक बोले---/वत्स | उनसे से एक बीज ले जो और उसे 
'तोडकर देखो कि उसमें क्या चीज है 

श्वेतकेतु नें बट-बीज को तंंड कर कहा--तात ! इसमे तो मुझे 
कुछ भी नहीं दिखाई पड रहा है |? 

उद्दलक ने कहा--त्स ! इस छोटे बीज में छिपी हुई उस सूक्ष्म 
वस्तु को हम तुम नहीं देख सकते जो इतने बड़े बट वृक्ष का आधार 
है। ठीक इसी प्रकार वह सूक्ष्म 'सत्‌” आत्मा भी इस समस्त विशाल 
संसार का आधार है उसे हम तुम इस तरह देख नहीं सकते |? 

श्वेतकेतु ने कहा--'तात ! इस विषय को जरा और स्पष्ट करके 
बतलाइये, जिससे समझ में थ्रा जाय |? 

उद्दालक बोले--“वत्स | जाओ, कुटीर से एक नमक की डली 
ओर एक लोटा पानी ले आओ ।! 

श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया । उद्दालक ने कद्दा --'बेटा | उस नमक 


शा उपनिषदों की कहानियाँ 


की डली को उसी लोटे भर पानी में डाल दो ओर रात मर अपने पास 
रखो । रात अधिक बीत गई है, अब कल मध्याह् में फिर इस विषय 
की चर्चा की जायगी | जाओ, शयन करो |? 

श्वेतकेतु पिता के चरणों में शिर कुका कर माता के पास गया 
ओर ब्ँ से अपने सोने लिए कुश का आसन लेकर सो रहा । उस 
अँधेरी श्राधी रात में भी उसके हृदय में चाँदनी की तरह निर्मल प्रकाश 
फैल रद्द था | पिता के गंभीर ज्ञान की गरिमा से वह विस्मय में धसा 
जा रहा था | 

दूसरे दिन मध्याह के समय लोटे को लेकर जब श्वेतकेतु पिता के 
पास विद्या सीखने के लिए फिर पहुँचा तब वे मुसकराते हुए बोले-- 
वत्स | कल्ल रात में जो नमक की डली तुमने लोटे में डाली थी उसे 
निकाल कर मुझे दो ।* क्‍ 

श्वेतकेतु ने देखा तो लोटे में डली का कोई नाम निशान बाकी 
नहीं था | उसने कहा--तात ! डली तो गल गयी, वह पानी में कहाँ 
से मिल्ञ सकती है £? 

उद्दालक ने कद्दा--अ्च्छा वत्स | इस जल के एक कोने से 
थोड़ा-सा चख कर मुझे यह बताओ कि वह कैसा है ?? 

श्वेतकेतु ने आचमन करते हुए. कह्दा--वात ! यह खारा जल है, 
क्योंकि नमक इसी में गला हुआ है न |! 

उद्दालक ने कहा--अच्छा ! दूसरे कोने से तथा बीच में से भी 
चख कर बताओ्रोी कि वहाँ का जल कैसा है !* 

श्वेतकेतु ने दोनों जगहों से आचमन करने के बाद कहा--“यहाँ 
का जल भी उसी तरह खारा है। मैंन जो नमक इसमें डाला था; वह 
सब गल कर इसमें व्याप्त हो गया है, उसे में देख नहीं सकता, केवल 
जीम से स्वाद ले सकता हूँ 0 

उद्दालक बोले--वत्स | जिस तरह से वह नमक की डली इस 
जल में सब जगह व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी, जब तक यह 


श्वेतकेतु ओर उद्दालक १५६ 


जल रहेगा, अर्थात्‌ सबंदा व्याप्त रहेगी, उसे ठुम आँखों से नहीं देख 
सकते, ठीक उसी तरह इस विशाल ससार में व्याप्त उस 'सत्‌? स्वरूप 
सूक्ष्म आत्मा को इन आँखों से तुम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर 
सकते हो ।! 


श्वेतकेतु के मन में एक बात फिर उठ खड़ी हुईं । वह विनीत 
बाणी में बोला--(पूज्य तात ! मेरी समझ है सब बातें तो बैठ गयी पर 
एक बात जानना बाकी है कि जीव किस प्रकार के मार्ग से चल कर 
उस 'सत्‌? आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर उसे शीतघ्र प्राप्त कर 
सकता है !! 


उद्दान्क को पुत्र की इस जिशासा से मालूम दो गया कि वह 
उनके बत्तलाए गये विषय को पूरी तरह से समझ गया है और अब 
उसकी अ्रविद्या दूर द्दो गई है। वे मुसकराते हुए बोले--बत्स ! जैसे 
चोर किसी धनी मनुष्य को लूटने के फेर में उसकी आँखों पर पद्दी 
बाँध कर उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ आता है, जहाँ पूष, पश्चिम, 
उत्तर, दक्खिन दिशाओं की भी कुछ पहचान नहीं रहती और वह 
वहीं अपनी सहायता के लिए चिल्लाता है तो कोई दयालु पुरुष उससे 
उसका पूरा पता पूछ कर घर की राह बतला देता हे और वह उसकी 
बातों पर विश्वास करके फिर से अपने घर पहुँच जाता है बेसे ही 
अज्ञान और अविद्या की पट्टी बाँधे हुए काम, क्रोध, लोभ, अभिमान 
आदि भीषण चोरों के द्वारा संसार रूपी भयंकर बन में छोड़ा हुआ 
जीव ब्रह्मशान। अच्छे गुरु के दयालुतापूवक बताए गए, मार्ग पर चल- 
कर अविदा और अ्रशान के फदे से छूट कर अपने मूल स्वरूप “सत्‌? 
आत्मा को बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है | वह “सतू? ही इस जगत्‌ 
का एकमात्र मुल कारण है। वही जानने योग्य है। उसी के सुन लेने 
से न सुना हुआ विषय भी सुनाई पड़ता है, समझ लेने से न समझता 
हुआ विषय भी समक में आ जाता है और जान लेने से न जाना 


१६० उपनिषदों की कहानियाँ 


हुआ विषय भी जाना जाता है। वही 'सत्‌? ही जगत्‌ की आत्मा है| 
तुम भी वह्दी हो और मैं मी वही हूँ । 
' ८ हर ८ 
श्वेतकेतु की समझ में सब बात आ गयी। इस परम विद्या 
के शुभ प्रकाश से उसका मानस सुप्रकाशित हो गया। उसने 
उठ कर अपने पूज्य पित्ता के चरणों पर अपना शिर रख दिया। 


कृतशञता के आँसू से उसकी दोनों श्राँखें भर आयीं ओर रोमावलि 
खड़ी हो गयी ।* 


, ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ से । 


अश्विनीकुमार ओर उनके गुरु दष्यड 


ह 8 5) 


ग्रश्विनीकुमार देवताशओं के वैद्य कहे जाते हैं। येदो भाई हैं, नासत्य 
ओर दस्त । ये दोनों मगवान्‌ भास्कर श्रर्थात्‌ सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। 
पुराणों में तो इनकी उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र बतलाई गयी है | 
कह्दा जाता है कि ये दोनों भाई अ्रश्विनी अर्थात्‌ घोड़ी का रूप धारण 
करने वाली भास्कर ( सूर्य की पत्नी संशा से उत्पन्न हुए हैं | एक तरह 
से यमराज यमुना भी इनके बड़े माई और बड़ी बहिन हैं| शायद 
यमराज अर्थात्‌ मृत्यु के भाई होने के कारण ह्वी ये देवताश्रों के बहुत 
बड़े वैद्य कहे गये हैं । ये दोनों भाई देखने में सभी देवताश्रों से अधिक 
सुन्दर ओर दृष्टपुष्ट थे | सदा अपने बनाव सिंगार में लगे रहते थे और 
अपनी विद्या ओर योग्यता के अमिमान में दूसरे देवताओं का प्रायः, 
अपमान कर दिया करते थे । इतना ही नहीं, एक बार तो इन दोनों 
भाइयों ने देवताओं के राजा इन्द्र का भी अपमान कर दिया था ओर 
अपनी विद्या के नशे में उन्मत्त होकर उन्हें खूब डाँटा-फथ्कारा भी 
था। कहा जाता है कि इसी कारण से इन्द्र ने यज्ञों के भाग से इनका एक 
दम बहिष्कार कर दिया था ओर आज तक इसीलिए यश्-यागादि में इन का 
आवाहन कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। इन्द्र के साथ 
इनकी दुश्मनी इसी कारण से बहुत बढ़ गई थी । 

: अश्विनोकुमार के गुरु दध्यडः अथवंण ऋषि थे, जिनके गुरुदेव 
स्वयं अथर्वा ऋषि थे | दष्यडः ऋषि वेदमंत्रों के बनाने वाले ऋषियों में 
से थे। वह बहुत बड़े ब्रह्मशानो त्था महात्मा थे | अपनी शिष्य मंडली 
में यद्यपि वह दोनों अ्रश्विनीकुमारों की बुद्धि ओर प्रतिभा पर बहुत प्रसन्न 
रहते थे मगर सारो जिद्या पढ़ाने के बाद भी उन्होंने ब्रह्मविद्या का उप- 

११ 


१६२ उपनिषदों की कहानियाँ 


देश उन्हें नहीं किया था, क्योंकि वह जानते ये कि ये दोनों अश्विनी 
कुमार सदा अपने लौकिक ऐश्वर्य और बनाव सिंगार में लगे रहनेवाले 
विद्यार्थी हैं, और ऐसे विद्यार्थी को ब्रह्मविद्या का उपदेश करना कुत्ते 
को गंगा स्नान कराने के समान है। 

लोकिक विद्याओ्रों में श्र्थांत्‌ वैशानिक चीर-फाड़ और दवा-दारू 
में दोनों अश्विनी कुमार इतने प्रवीण हो गए थे कि विद्यार्थी जीवन में 
ही उन्नका चारों तरफ नाम हो गया था | अपने इस अभिमान में डूब कर 
वह ब्रह्मविद्य सीखने की बहुत चेष्टा भी नहीं कर सके | इन्द्र का अश्रप- 
मान कर देने के कारण सब देवता लोग जब इनके ऊपर जी-जान से 
नाराज हो गये और एकमत होकर यज्ञ में इनको न सम्मिलित करने 
पर उतारू हो गये तब अश्विनीकुमारों की आँखे खुलीं | इन्होंने इसके 
लिये बहुत दौड़-धूप श्रोर कोशिश पैरवी भी की मगर सफलता नहीं मिल 
सकी | उसका एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि यह ब्रह्मविद्या के 
जानकार नहीं हैं ओर भोतिक विद्या के अधिकारी को यज्ञ में सम्मिलित 
करना यज्ञ का अपमान करना है | इस तरह कोशिश-पैरबी के बाद भी 
जब ये लोग एकदम निराश हो गये तब अ्रपनी भूल पर दुःखी हुए 
और अपने पृज्य गुरु दष्यडः ऋषि के पास पहुँचे । 

गुरु ने अपने प्रिय छात्रों का बड़ा सम्मान किया और कुशल 
प्रश्न के बाद उनके आने का कारण पूछा। दोनों भाई द्वृदय में इस 
अपनाम से बहुत दुःखो तो थे ही | गुरु से बातें करते समय उनकी 
श्राँखों से श्रमष॑ के आँसू निकलने लगे, गला रुद्ध हो गया ओर मुख 
मण्डल लाल वर्ण का हो गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद 
विकम्पित स्वर से बड़े भाई नासत्य ने कहा--गुरुदेव ! श्रभिमानी 
देवराज हमसे हृदय में बहुत जलन रखता है। और वह फूटी श्राँखों 
से भी हमें देखना पसन्द नहीं करता | बहुत दिन हुए एक बार उससे 
हम लोगों की कहा-सुनी हो गई थी, उसी बात की कसर वह निकालना 
चाहता है और यज्ञ-यागादि से हमारा वहिष्कार करवा रखा है। इस 


अश्विनीकुमार और उनके गुरु दष्यकः १8३ 


अपमान जनक स्थिति में हमारा देवलोक में रहना भी दूभर बन गया 
है। हम चाहते हैं कि उससे इस अपमान का बदला चुकाएँ ? 


दध्यड़ ऋषि लोक व्यापारों से विमुख रहने वाले जीव ये । शिष्यों 
की उत्तेजक बातें उनके कानों में पड़ कर विल्लीन हो गयी । न तो उनके 
चेहरे पर कुछ विकार हुआ न वाणी में शिष्यों के प्रति कोई सहानुभूति 
अपने स्वाभाविक गम्भीर स्वर में वह बोले--“वत्स | देवलोक का राजा 
है | उसके प्रति दुर्भावना रखना ही तुम्हारा घोर अपराध है | किसी से 
भी इईर्ष्या-द्वेष करना तुम्हें शोभा नहीं देता | यज्ञ में संसार से विरक्त 
रहने वाले देवताओं को भाग मिलता है। उन्हें ब्रह्म विद्या का पूर्ण 
जानकार भी होना चाहिये, तुम दोनों में यह विशेषताएँ नहीं हैं। ऐसी 
दशा में यदि तुम लोग यज्ञ में निमंत्रित नहीं किए जा रहे हो तो कोई 
कुपद नहीं हो रहा है। यज्ञ में भाग प्राप्त करने के लिये पहले तुम्हें 
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, पाषएड और द्वेष आदि मानसिक बुराइयों 
से दूर होने का प्रयत्न करना चाहिये | तुम लोगों का हृदय साफ नहीं 
है। लोक-व्यापारों में इतनी ममता और आसक्ति रख कर तुम लोग 
यज्ञ में भाग नहीं प्राप्त कर सकते | मैं इस कार्य में देवराज की शिका- 
यत सुनना पसन्द नहों करता ।! 


दोनों भाइयों की अशशा का पहाड़ ढह गया। गुरू के अलावा 
उनका सच्चा हितैधी कोई दूसरा नहीं था। एक दिन की शिक्षा और 
अभ्यास से जीवन भर की अपनाई गयी बुराशयाँ तो दूर हो नहीं 
सकती थीं। उनके हृदय में तूफान उठ कर वाणी से बाहर निकलने 
को विवश करने लगा । छोटे भाई दल ने दाथ जोड़ कर कहा--पृज्य 
गुरुदेव | इन्द्र से इस घोर अपमान का बदला चुकाये बिना हमारे 
हृदय की जलन शान्त नहीं हो सकती | हमें यज्ञ में भाग मिलेया न 
मिल्ले मगर इन्द्र से बदला चुकाना तो बहुत जरूरी काम है । आप ऐसी 
किसी औषधि या विद्या की जानकारी हमें कराइये | जिससे इन्द्र का 


१६४ उपनिषदों की कहानियाँ 


मानम्दन हम कर सके। उसके बाद ही हम अपनी बुराश्याँ छोड़ 
सकते हैं |! 


दध्यड ने मुसकराते हुए दाहिना हाथ उठा कर कहय--'श्रायुष्मान्‌ 
वैसी विधा या श्रौषधि तुम्हारे गुरुदेव के पास नहीं है, जिसका उपयोग 
देवराज के मानमर्दन में या वैर-निर्यातन में हो। बुराइयाँ सन्तोष, 
मनोनिगप्रह और इच्छाओं के दमन से दूर हो सकती हैं। बदला चुका 
लेने के बाद फिर तुम कभी शान्त नहीं हो सकते। देवराज अमरों का 
स्वामी है, उसकी शक्ति-सामथ्यं अजेय और निस्सीम है | यह बदला 
चुकाये जाने के बाद क्‍या चुप रहेगा ! और उत्त हालत में तुम्हारी 
शान्ति सदा के लिये दूर हो जायगी और नथी-नयी बुराइयाँ उठने 
लगेंगी | जीवन नरक बन जायगा | इसलिये मेरा सुझाव है कि तुम 
लोग जाकर मन और इच्द्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। 
दुनिया में किसी से भी ईर्ष्या-देष मत करो, सम्तोषी बनो और हिंसक 
स्वभाव सदा के लिये छोड़ दो |? 


बड़े भाई नास्त्य से नहीं रहा गया | हाथ मलते हुये वह बोला-- 
(पूज्य गुरुदेव ! आप की शिक्षा तो हम शिर से धारण करते हैं मगर इन्द्र 
ने हमारा जो अपमान किया है उसे भूल जाना हमारे लिए सम्भव नहीं 
है। जब हृदय में आग जलती रहती है तो मन या इन्द्रियों में सन्‍्तोष 
की बृत्ति कैसे आ सकती है ! हम यह मानते हैं कि वैर-शोधन के बाद 
हमें इन्द्र से सदा के लिये कगड़ा मोल लेना पड़ेगा और हमारे जीवन 
की शान्ति विदा हो जायगी मगर कोई ऐसा उपाय तो आप को बताना 
ही पड़ेगा जिससे हमारा खोया हुआ अधिकार हमें फिर वापस मिले | 
हम देवराज से वैर चुकाना नहीं चहते पर अपना अधिकार छोड़ कर 
जीवित रहना भी हमारे लिए कठिन है | गुरुदेव | जाति का अ्रपमान 
सबसे कठिन होता है, उसको भूलना आप जेसे ब्रह्मषियों से ही सम्भव 
हैं, हम से नहीं |? 


अश्विनीकृमार ओर उनके गुरु द्यडः श्धरध्‌ 


दस बड़े भाई नासत्य का मुँह ताकने लगा । उसे यह बात बहुत 
पसन्द नहीं आयी पर करता क्‍या १ ' 

दध्यड को अपने प्रिय शिष्य की इस प्राथना में सत्य और स्वा- 
भाविकता की कुछ गंध मिली | कुछ देर तक वह जाने क्‍या विचारते 
रहे,फिर बोले--“आयुष्मन्‌ ! तुम्हारी यह बात मुझे जँच रही है,ह्सका 
उपाय तुम्हें बता रहा हूँ पर याद रखो कि उसे तुम्हें मानना पड़ेगा।! 

नासत्य ने हाथ जोड़ विनीत स्वर में कह्--शुरुदेव | श्राप की 
आशा का उल्लंघन करना हमारे बस को बात नहीं है ।! 

दध्यड बोले--आयुष्मन्‌ ! यज्ञ में तुम्हरे खोये गये अधिकारों 
की प्राप्ति तुम्हें दो उपायों से ही हो रुकती है । पहला उपाय तो बहुत 
आसान है पर मुके विश्वास नहीं है कि तुम लोग हमारा कइना 
मानोगे |! 

नासत्य ने कहा--आचाय॑ | में प्राण देकर भी आप की श्राशा 
पूरी करू गा।! 

दष्यड ने कट्टा--वत्स ! पहला उपाय यही है कि तुम लोग ब्रह्म 
विद्या प्राप्त करने के अधिकारी बनो और अपने सहज अधिकारों से 
यश भाग के उपभोक्त बनो | पर जानते हो तुम्हारा जीवन सात्तविक 
नहीं है श्रोर असात्विक जीवन वाले को ब्रह्म विद्या की कदापि प्राप्ति 
नहीं हो सकती | मैं तुम्हें ब्रह्मविद्या सिखाने की प्रतिज्ञा तो कर लेता 
हूँ पर इस शत पर कि तुम काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह छेषादि को जीत 
कर स्वल्प सनन्‍्तोषी और लोकिक व्यापारों से श्रनासक्त बन कर मेरे 
पास आओ्रो | इस साधना के लिए तुम्हें में बारह वर्ष की अ्रवधि दे रहा 
हूँ । धीरे-धीरे इन्द्रियों को वश में करते-करते तुम तब तक उस स्थिति 
में पहुँच जाश्रोगे जिसमें ब्रह्मविद्या की प्राप्ति सम्भव होती है ! 

छोटे भाई दख को गुरु दध्यड की बातें नहीं भाई | वह बीच ही 
में बोल पड़ा--गरुरुदेव ! हमें करपा करके वह दूसरा उपाय बताइये ॥ 

नासत्य चुपचाप छोटे भाई की ओर ताकने लगा। 


१६६ उपनिषदों की कहानियाँ 


दश्यडः ने कहा---वत्स दख | दूसरा उपाय कुछ कठिन दै पर तुम 
अध्यवसायी हो, उसे भी साध्य कर सकते हो, सुनो महात्मा च्यवन नाम 
के एक ऋषि हैं| उनकी पत्नी सुकन्‍्या एक बड़े राजा की पुत्री है। वे 
महात्मा च्यवन अपनी धोर तपस्या से त्रैलोक्य को विचलित कर चुके 
हैं। सुरराज इन्द्र तो उनका नाम सुनते हुए काँपता है। च्यवन की 
श्राँखें फूट गई हैं, उनका ऐहिक जीवन दुःखमय हो गया है, इसी चिन्ता 
में उनका शरीर सिथिल्न हो गया है; यदि तुम लोग उनकी आँखें 
श्रच्छी कर सको और उन्हें शरीर से निरोग बना सको तो मुझे विश्वास 
है कि वे तुम्हें यश में भाग दिलाने की व्यवस्था बाघ सकेंगे | उनका 
तपःतेज संसार में कोई भी काम करा सकता है, उसके लिये यह तो 
बहुत मामूली बात है |? 

कुमार दस मारे खुशी के नाच उठा | फ़ूदी हुई श्राँखें बना देना 
और रोगी को नीरोग तथा पुष्ठ बना देना उसके बाएँ द्वाथ का काम 
था। बड़े भाई नासत्य की ओर देखते हुए बोला--ात ! मुझे यही 
उपाय सरल मालूम पड़ रहा है। हम बहुत जल्दी द्दी महात्मा व्यवन 
को चंगा करके अ्रपनी कामना पूरी कर सकेंगे। चलिए, चलें, अब 
देर करने की जरूरत नहीं है | 

नासत्य को भी छोटे भाई की बात अच्छी लगी | उसने हाथ 
जोड़ कर दृश्य से जाने की आज्ञा माँगते हुए कद्दा-- गुरुदेव ! मुझे 
अब उन महात्मा च्यवन का आश्रम बताइये । आपने जो उपाय हमें 
बताए हैं हम उन दोनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे |? 

दष्यक बोले--आयुध्मन्‌ ! आजकल महात्मा ब्यवन का आश्रम 
बदरी वन में गंगाद्वार के समीप है। क्‍या तुम अ्रभी तक उनका 
आश्रम भी नहीं जानते थे ? जाश्रो, तुम्हारी कामनाएँ. सफल होगी। 
पर वत्स | यह याद रखना कि इन दोनों में से किसी मी उपाय में प्रति- 
हिंसा या बदला लेने को भावना से नहीं बल्कि अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने की भावना से ही प्रयत्न करना, तभी सच्ची सफलता भी 


अश्विनीकुमार श्रोर उनके गुरु दश्यडः १६७ 


मिलेगी | ईर्ष्या और द्वेष का काँटा जब तक मन में बना रहता है 
तब तक सफलता मिल ने पर भी सच्ची शान्ति नहीं मिलती ओर बिना 
शान्ति के सच्चा सुख नहीं मिलता |? 

दोनों अश्विनीकुमार अ्रपने गुरु दध्यछ के चरणों पर शीश रखकर 
बदरीवन की ओर रवाना हो गये | उस समय उनके हृदय में उल्लास 
की तरंगे लद्दरा रही थीं | 

हर 2 हम 

देवताओं के स्वामी इन्द्र को एक हजार आँखे कह्दी जाती हैं। 
उसका मतलब यह है कि वह बड़े चतुर, नीतिमान ओरे त्ैलोक्य भर में 
होने वाली बातों की सदा खबर रखते थे | दोनों श्रश्विनीकुमारों के 
मन में जो मैल भरी थी उसका उन्हें पहिले ही से पूरा पता था । 
इधर दश्यड ऋषि के साथ दोनों भाइयों को जो बात हुईं वह भी उन्हें 
उसी ज्षण मालूम हो गयीं | बद्मर्थि दष्यड के अह्मश्ञान और त्याग की 
कथा तथा च्यवन की तपस्या श्रोर ब्रक्मतेज की बात से भी वह मन ही 
मन बहुत पहले से ही घबराते ये | दोनों अ्रश्विनोकुमारों के श्रशिष्ट 
स्वभाव का हाल उन्हें मालूभ ही था इसलिए ज्योंही सब बातें मालूम 
पड़ी तुरन्त ही उन्हें विफल बनाने में बह तत्पर हो गये । 

रात में अपने पुरोहित के साथ दृष्यड के पास चलने की बात 
पक्की करके प्रात्तःकाल होते-होते अपने पुष्पक विमान पर चढ़ कर 
वह उनके आश्रम में पहुँच गये । महर्षि दश्यक उस समय अपने 
शिष्यों को पढ़ा रहे थे । अ्राश्रम में देवराज के समागम को 
सुन कर चारों ओर खलबली मच गयी | जो जहाँ ये वहीं से दोड़ कर 
चारों और घेर कर खड़े हो गये | महर्षि दष्यड को जब देवराज इन्द्र 
के अपने आश्रम में श्राने का समाचार मालूम पड़ा तो वह भी महान्‌ 
अतिथि के सत्कारार्थ शिष्यों के साथ अ्रगवानी के लिए आगे बढ़ें । 
देवराज ने ब्रह्मषिं को अपनी ओर आते देख कर स्वयं आगे बढ़ कर 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | विरागी दध्यडछ के मन में इम्द्र की इस विनी- 


१६८ उपनिषदों की कहानियाँ 


तता का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा | उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से 
उठाकर छाती से लगाया ओर कुशल प्रश्न किये | नीतिमान सुरराज 
सब के सामने मन की बात क्‍यों कहता । वह मुसकराते हुए बोला-- 
'्ह्ाे | यों ही आप के दर्शनों की बहुत दिनों से इच्छा थी, श्राज 
मौका निकाल कर चल पड़ा | आप जानते ही हैं हमारे शिर पर 
इतने मंकट हैं कि कभी शिर उठाने की भी फुसंत नहीं मिलती | 
बहुत इच्छा करके भी कहीं आ जा नहीं सकता |! 

दध्यडः मुसकराते हुए अपने कुटीर की ओर चलने का संकेत करते 
हुए बोले--'देवराज। अधिकार की रक्षा करना माभूली काम नहीं है, 
इतने बड़े साम्राज्य का भार ढोने वाला कभी सन्‍्तोष ओर सुख कैसे 
भोग सकता है ! आपने बड़ी कृपा की जो हमारे श्राश्रम को सनाथ 
किया | इतने बड़ेश्नतिथि के शुभागमन से हम वनवासी आज क्ृतार्थहुए।' 

बातें करते-करते ब्रह्मषि अपने कुटीर के द्वार पर पहुँच गए, शिष्यो 
ने सुरराज के बैठने के लिए आसन बिछा दिया ओर समयोचित 
उपचारों से उनका अ्रतिथि-सत्कार सम्पन्न किया। थोड़ी देर बाद 
दध्यड की श्राज्ञा से पूरे गुरुकुल में ऐसे महान्‌ श्रतिथि के शुभागमन 
के बदले में छुट्टी कर दी गयी, अध्ययन बन्द करके सारी शिष्य- 
मण्डली खेल कूद और सेर-सपाटे में लग गयी । 

थोड़ी देर तक विश्राम कर ल्षेने के बाद ब्रह्मषि ने इन्द्र से कहा-- 
'देवराज ! हमारे शासत्रों ने अतिथि पूजा की महिंसा का बड़ा गुणगान 
किया है। हम वनवासियों के यहाँ आप जैसे महान्‌ सम्रा८ का जो 
शुभागमन हुआ है उसकी प्रसन्नता हमारे मन में है। हम आप की 
सेवा करने के लिये सवंधा तैयार हैं| कहिये, हमारे लिए क्या आशा 
है?! 

सुरराज उत्तर में पहले तो चुप बने रहे फिर महर्षि की ओर थोड़ी 
देर तक देखने के बाद बोले--“ह्मष ! में एक अमिलाषा लेकर आप 
की सेवा में श्राया हुआ हूँ, उसे पूण कर आप मुझे सुखी बनाइये १ . 


अविश्नीकुमार और उनके गुरु दध्यडः १६६ 


दष्यक ने कहा--दिवराज ! हम आप की सेवा करने के लिये 
सबंधा तैयार हैं। साधारण अतिथि भी हमारे पूज्यं माने गए हैं तो 
फिर आप जैसे महान्‌ श्रतिथि की एक बात को पूरी करके मैं श्रपने 
कत्तंब्य का पालन ही करूँगा, उपतमें आप कोई निहोरा न मानें !? 

सुरराज इन्द्र की मनचाही बात हो गयी | अपने मायाजाल में वह 
पूरी तरह दष्यड को फँसा लेने के बाद हाथ जोड़ कर विनीत स्वर में 
बोले---मैं आप से ब्रह्मशान की दीज्षा लेना चाहता हूँ। यद्यपि हमारी 
दृष्टि में इस संसार में अनेक ब्रह्मश्ञानी हैं; किन्तु आपके समान बीत- 
राग, उदार, मनस्वी श्रोर ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुझे कहीं नहीं मिलेगा। राज- 
काज के मंमठों से अवकाश लेकर में इसी काय के लिये आपकी सेवा 
में उपस्थित हुआ हूँ। अब इसमें देर न कीजिये, राज बहुत श्रच्छा 
मंगल मुहूर्त है, मुके श्राज ही उस पावन विद्या का अधिकारी बना कर 
कृताथ कीजिये ।? 

ब्रह्म दध्यडः अरब पूरी तरह से फेस चुके थे | लोक-व्यापारों एवं 
मायाजल में रात-दिन लगे रहने वाले, कूटनीतिश, विलासी और 
हिंसाप्रिय सुर-सम्राद को ब्रह्मदीज्षा देना उनकी दृष्टि में महान्‌ पाप था। 
इसे वे ब्रह्मविद्या का अ्रपमान करना मानते थे; पर अतिथि को जब एक 
बार पूज्य मान कर वचन दे चुके तो विचलित किस तरह हो सकते थे । 
बड़ी देर तक इसी उचधेड़-बुन में वह लगे रहे | संकल्प-विकल्प की 
लहरों के थपेड़ों में पड़ कर उनका विवेक चिन्ता के समुद्र में डूबने- 
उतराने लगा | श्राँखें इन्द्र की ओर से हट कर ऊपर फैले हुए विशाल 
आकाश मण्डल में चारों ओर फेली हुई शून्यता निरखने लगीं | 

देवराज से देर तक चुप नहीं रहा गया । बहुत देर तक दध्यड को 
चुप्पी साधे देख कर बोले-्क्षप १ अब वचन देकर आप अन्यथा नहीं 
कर सकते ! आप जैसे सवदर्शी महात्मा यदि अपने वचन की राघ्षा में 
टाल-मगेल्ञ करेंगे तो में समझता हूँ लोक से सत्य और वचन-मर्यादा 
की लीक चली जायगी। मैं यह विचार मन में पका करके अमरावती 


१७० उपनिषदों की कहानियाँ 


है. 


से चला हूँ किया तो आप से ब्रह्मविद्या की दीज्षा ले कर लौदगा या 
यहीं भ्राश्रम में रह कर जीवन को नष्ट कर दूँगा | श्राप का मौन मुमे 
चिन्तित कर रहा है, शीघ्र ही अ्रँगीकार कर मुझे निश्चिन्त बनाने का 
ग्रनुअनह कर |? 

ब्रह्मरषि दध्यडः सुरराज इन्द्र के गम्भीर शब्दों को बड़ी कठिनाई से 
सुन सके | बहुत सोचने-विचराने के बाद उन्हें कोइ उत्तर नहीं 
मिला | थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले -घुरराज ! महान्‌ 
ग्रतिथि के नाते हमने जो वचन तुम्हें दे दिया है उसका पालन तो 
करेंगे ही, शरीर रहते उसे अन्यथा करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, 
किन्तु जिस चिन्ता में हम डूब रहे हैं वह यह है कि इस अज्नविद्या को 
प्राप्त करने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता पड़ेगी | श्रमिमानी 
मन और चंचल इन्द्रियों को लेकर तुस उस परम गोपनीय ब्ह्मविद्या 
की मर्मादा कैसे सुरक्षित रख सकोगे ? कहाँ तुम्हारा तेलोक्य व्यापी 
साम्राज्म और कहाँ वह लोक से विराग पैदा करने वाली ब्रह्मविद्या ! 
दोनों का सामझस्य तुम कैसे स्थिर रखोगे | हम चाहते हैं कि इसके 
लिए. तुम फिर अच्छी तरह सोच-सममत लो तत्र बाद में हम तुम्हें दीक्षित 
करे ! 

सुरराज में इतनी क्षमता कहाँ थी। बीच ही में बोल पड़े-'त्र्मष ! 
मुझे इतना अवकाश नहीं है कि इसे सोचने के लिए फिर प्रतीक्षा करूँ। 
हैं एक बार जिस चीज के लिए पक्का कर लेता हूँ उसमें बार-बार 
बुद्धि लगाने की श्रावश्यकता नहीं समझता । आप को इसी बार ब्रह्म- 
विद्या की दीक्षा करनी पड़ेगी। में यहाँ से उसे बिना प्रासत किए वापस 
नहीं लौंदूगा ।” 

दश्यडः ने जब देखा कि अ्रव छुटकारा पाने के लिए कोई उक्ति 
या युक्ति बाकी नहीं है तो बोले--'सुरराज | श्रच्छी बात है। आज 
आप आश्रम में निवास करे | कल प्रातःकाल आप को उस ब्रह्मविदया 
की दीक्षा देंगे | पर उसके लिए. आवश्यक है कि आ्राप इन व्यर्थ के 


अश्विनीकुमार श्रोर उनके गुरु दध्यडः १७१ 


बस्रों श्रोर अलंकारों को उतार कर रख दें और रथ समेत सारथी 
आदि अनुचरों को लोगा कर छात्रों की भाँति कौपीन और मेखला 
धारण करें | हाथ में समिधा लेकर पवित्र तन मन और वचन से 
हमारे पास दीज्षा लेने के लिए आएं |? 

कोई दूसरा चारा न देख, दूसरे दिन प्रातःकाल इन्द्र बहुत विवश 
होकर अपने परम प्रिय बस्तरों और अलंकारों को दूर रख कर बहु वेश में 
जब दध्यडः के पास ब्रह्मविद्या की दीज्षा लेने के लिए पहुँचे तो आश्रम- 
वासियों को इस पर बड़ा कुतूहइल हुआ । पर स्वयं दध्यड के मन में इन्द्र 
की इस विनीतत्ता से कोई हष नहीं हुआ और न इन्द्र ही को उनकी 
इस महान्‌ कृपा पर कोई प्रसन्नता हुई क्योंकि एक जब दस्ती निश्चित 
किए, गए, पथ पर दोनों ही श्रनमने-से चल रहे थे | एक को अपना 
वचन पूरा करना था ओर दूसरे को अपना धोर स्वार्थ साधना था | 

| )< »< 

आखिरकार दष्यड को अपना बचन पूरा करना पड़ा | इन्द्र ने 
कपटी भन से ब्रह्मविद्या की दीक्षा तो ग्रहण की पर उसे कोई मानसिक 
सन्तोष या शान्ति अन्त तक नहीं मिली | एक दिन उपदेश करते 
समय दध्यडः ने भोग विल्लास की निन्‍्दा करते हुए इन्द्र की बराबरी एक 
कामी कुत्ते स की और बताया कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर 
अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं और भोग विल्लास को छोड़कर 
जिनके जीवन का कोई दूसरा उद्देश ही नहीं होता उनका जीवन 
सिवा दुःख, अशान्ति ओर अ्रसनन्‍्तोष के और कुछ नहीं है। 

इन्द्र ऐसी ब्रह्मविद्या को जान कर क्या करते जिसमें उनके ऐश्वर्य 
एवं भोग बिलास को कुत्ते का जीवन बताया जाय | जिस ऐश्वर्य,सुख 
श्रौर भोग-विज्लास श्रादि की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े ऋषि तपस्या 
करते-करते जिन्दगी बिता देते हैँ और तिस पर भी उसे नहीं पाते वह 
कुत्ते का जीवन किस प्रकार हो सकता है ! उन्होने मन में सन्देह 
किया कि ब्रह्मषि अपने प्रिय शिष्य अ्रश्विनीकुमारों की प्रेरणा से मैस 


१७२ उपनिषदों की कहानियाँ 


अपमान कर रहे हैं। हनका हृदय पक्षपात के कारण कलुषित हो गया 
है| मेरा इतना घोर अपमान जैलोक्य में कहीं नहीं हुआ । मन में 
इस सन्देह के अंकुर ने थोड़ी ही देर में वैर वृक्ष का रूप धारण कर 
लिया | उनकी आखें लाल हो गयीं, नाक से गरम उच्छुवास निकलने 
लगे और मुख मण्डल पर लालिमा छा गयी। बड़ी कठिनाई से भी 
बह अपने को रोक नहीं सके, जमीन पर से उठ कर खड़े हो गए और 
बोले--'महर्ष | बस कीजिए, मुझे इससे अधिक अ्रपमानित मत 
कीजिए, अन्यथा श्राप की खैर नहीं ! त्रेलोक्य में रहने वाले किसी भी 
प्राणी में इतनी शक्ति या हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने इस तरह की 
बातें करे। गुरु होने के कारण मैंने आपकी सारी आ्राज्ाओं का श्रांख 
मूँद कर पालन किया । पर उसका यह तांत्पय नहीं है कि मेरा 
आत्माभिमान मर गया है ओर मैं इतना हीन बन गया हूँ कि श्राप 
जो कुछ कहें चुपचाप सुनता चल |? 


दष्यडः का संसार में किसी से भय तो था नहीं | अपने स्वामाविक 
स्वर में बोले--दिवराज ! हमें संसार में अप ही पहले व्यक्ति मिलते हैं 
जो ब्रह्मशान की प्राप्ति के बाद भी इतने असन्तुष्ट और अशान्त हैं | 
हमने किसी राग-द्वेष वश भेगों की निन्‍्दा नहीं कीं है। आप जो 
चाहें कर सकते हैं, हमें किसी से भय नहीं हे ।? 


इन्द्र को महृषि दध्यड के इस अविनय से ओर भी क्रोध श्रा गया। 
स्वर को रूक्ष ओर कठोर बनाते हुए वह बोले--महर्ष | श्राज अनेक 
कारणों से में आ्राप को छोड़ दे रहा हैँ मगर यदि फिर कभी किसी को 
इस ब्रह्मविधा का उपदेश आप करंंगेतो उसी ज्ञण अपने वज्र से आप 
का शिर तोड़ दूँगा | 


दृध्यडः के मन पर इन्द्र के इध दुब्येवहार का कोई प्रभाव नहीं 


पड़ा | वह पूववत्‌ शान्त बने रहे क्रोध या ज्ञोभ की ज्ञीण रेखा भी 
नहीं उठी । मुसकराते हुए वह बोले--'सुरराज ! बहुत अच्छी बात है, 


अश्विनीकुमार श्रोर उनके गुर दष्यडः १७३ 


जब हम किसी को इस बह्मविघा का उपदेश कर तो हमारा शिर तोड़ 
दीजिएगा |? 

क्रोध से पागल इन्द्र के मन पर महर्षि दष्यडः की इस छूमा ओर 
शान्ति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका | पर एक बार उत्तेजित 
होने के बाद तुरन्त ज्ञमा माँगना उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं था । 
वह तुरन्त ही वहाँ से उठे और बिना ही प्रणाम श्रा द किए श्रपनी 
राजधानी की श्र रवाना हो गये | 

य ३८ ५ 

उधर महर्षि ब्यवन के अ्राश्रम में पहुँच कर अश्विनीकुमारों ने 
अपने कोशल ओर बुद्धि-बल्ल से उनकी आँखें ठीक कर दीं श्रौर उन्हें 
जवान के समान सुन्दर, स्वस्थ ओर शक्ति-सम्यन्न बना दिया । सुकन्या 
ओर उसके पिता को इससे अपार खुशी हुई | च्यवन के आ्रानन्द का 
कोई वारापार न रहा। मारे खुशी के बह नाच उठे। श्रश्विनी- 
कुमारों से प्रसन्न होकर वह बोले--“तात ! श्राप लोगो की इस महान्‌ 
कृपा को हम जीवन भर भूल नहीं सकते | हमारे जीवन को सुखी 
बना कर आप लोगों ने न केवल हमें सन्तुष्ट बनाया है बल्कि सुकन्या 
ओर उसके पिता की भी बहुत विपत्तियाँ इससे दूर हो गई हैं| आप 
लोग इसके बदले में हमसे जो कुछ भी वरदान चाहें माँग सकते हैं | 

दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए | उनके मन की चिर अ्रमिलाषा पूरी 
हुई | च्यवन की तपस्या का प्रभाव और महत्त्व की चर्चा वे पहले ही 
सुन चुके ये | थोड़ी देर तक बहुत कुछ सोच-विचार कर छोटे भाई 
दस ने कहा--'महं | यदि आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें 
यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकारी बनाएँ। देवराज ने ईष्यावश 
हमारे विरोध में इतना दूषित प्रचार किया है कि सभी देवताश्रों के 
साथ ऋषियों ने हमें यज्ञ-माग प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर 
दिया है| इस जातीय अपमान से हम बहुत दुःखी हैं ।! 

बड़े भाई नासत्य उस समय महर्षि व्यवन के मुख की ओर ताक 


१७४ उपनिषदों की कहानियाँ 


रहे थे | दस्त की बातें सुन कर च्यवन बोले--“आयुष्मन | आप की 
इच्छा पूर्ण होगी | हम शीघ्र ही एक बहुत बड़े यज्ञ में अरपको यश- 
भाग का अधिकारी बना कर सदा के लिए वह मर्यादा स्थिर कर दंगे । 
देवराज का हमें कोई भय नहीं है | उनकी शक्ति का मुकाबला करने 
में इम नहीं डरते, आप लोग निश्चिन्त रहें |? 
३८ »८ ५ 
महर्षि च्यवन ने अपनी बात पूरी को । देवराज ने इसमें विश्न 
पहुँचाने की जी जान से कोशिश की मगर सब बेकार रहा | यहाँ तक कि 
मार पीट की भी नौबत थ्रा गईं थी पर कोई फल नहीं निकला | यश्ञ में 
अश्विनी कुमारों को भाग मिल गया और इन्द्र का मान मर्दन हो गया | 
हर ५ ५ 
यज्ञ में भाग प्राप्त कर अश्विनीकुमारों का अमप्र शान्त हो गया। 
ग्रव वह अपने गुरु महर्षि दध्यकः के वचनों पर विश्वास रख जीवन 
की साधना में ल्लीन रह कर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता की 
तैयारी में लग गये । उन्हें अपनी इस साधना में सफलता भी मिली | 
चारों ओर जगत्‌ में उनके स्वभाव के परिवतन कौ प्रशंसा होने लगी | 
देवताओं में भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । जहाँ जाने पर पहले 
कोई सीधी बात भी नहीं पूछता था वहाँ उनका स्वागत-समादर होने 
लगा | लोक व्यापारों से भी उनको विराग होने लगा और अब 
बनाव सिंगार की भावना भी समाप्त हो गयी । श्रपने मूदु वचन, सदा- 
चरण, सरलता, दवा, शान्ति, सथ्तोष, अहिंसा आ्रादि सदगुणों से वे 
बहुत सफल बन गये | अ्रशान्ति ओर असन्तोष की आग उनके निर्मल 
मानस से सदा के लिए बुर गयी। 
इस प्रकार वेराग्य आ्रादि साधनों से सुसम्पन्न होकर वे दोनों 
भाई अपने गुरु महर्षि द्यड के पास पहुँचे और ब्रह्मविद्या की प्राप्ति 
के लिए अपनी उत्कट इच्छा प्रकट करते हुए विनीत प्रार्थना करने 
लगे | महर्षि दध्यड बड़े असमंजस में पड़ गये । अशि्विनीकुमारों के 


अविश्नीकुमार और उनके गुरु दश्यरू १७१ 


व्यवह्दार से उन्हें यह मालूम तो हो गया कि ये अब ब्रह्म विद्या को 
प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी बन गए हैं, पर कठिनाई इन्द्र के अमर 
की थी | एक ओर वचन देकर भी योग्य शिष्यों को ब्रह्मविद्या न सिखाने 
का पाप लगता था और दूसरी ओर इन्द्र के वचन का उल्लंघन करने 
के कारण उनको एक ब्रह्महृ॒त्या के लिए विवश करने का दोष लगता 
था | इस दुविधा में पढ़ कर बह बड़ी देर तक उलमे रहे और शिष्यों 
से इन्द्र के साथ हुए अपने विवाद की कथा बतलाते हुए बोले-- 
धत्स | हमें प्राणों का मोह नहीं है, वचन असत्य होने की अपेक्षा 
मृत्यु की गोद में सो जाना श्रच्छा है | तुम्हारे साथ की गयी प्रतिशा का 
पालन करना हमारा घमर्म है; पर इन्द्र को विवश होकर हमारी हत्या 
करनी पड़ेगी, यह भी एक पाप हमारे शिर लगेगा । ऐसी विषम स्थिति 
में हमें कुछ निश्चित कर लेने दो | आ्राज आश्रम में शान्तिपू्वक रहो, 
कल प्रातः हम अपना निश्चित कत्तव्य करेंगे |? 

अश्विनीकुमारों को गुरु की विवशता का जब पता लगा तब वह 
बहुत दु।खी हुए; पर विवेक ओर बुद्धि ने उनका साथ नहीं छोड़ा । 
थोड़ी देर बाद छोटे भाई दख ने कह--गुरुदेव | यदि ऐसी विवशता 
है तो मुझे उस ब्रह्म विद्या की कोई श्रावश्यकता नहीं है जिसके लिए, 


आपको शरीर छोड़ना पड़े ।? 
दध्यड ने दल की ओर देख कर मुसकराते हुए. कह्य--4त्स ! 


इस नाशमान्‌ संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह एक न एक दिन 
मृत्यु की शरण में तो जायगा ही। अपने किये गए कर्मों का फल तो 
उसे भोगना ही पड़ेगा | क्योंकि यह कमभूमि है। अच्छे या बुरे कर्मों 
का फल भोगने के लिए ही जीव को यहाँ आना पड़ता है। मृत्यु एक 
निश्चित चीज है | उससे डर कर कोई बच नहीं सकता | आज या श्राज 
के सौ वर्ष के भीतर किसी न किसी दिन उसका सामना करना पड़ेगा 
ही | उससे जो डरता है वह कायर और पापात्मा है। मनुष्य को अपने 
कत्तंव्यों पर दृढ़ रहते हुए यदि मृत्यु प्राप्त हो जाय तो उससे अच्छी 


१७६ उपनिषदों की कद्दानियाँ 


मृत्यु मिल ही नहीं सकती | वत्स | यह झत्यु है क्या, इसे जान लेने 
के बाद उससे कोई नहीं डरता !? 

दल को गुर के इस वचन पर कुछ विस्मय-सा हुआ । वह बीच 
ही में बोल पड़े--गुरुदेव | में मृत्यु के उस स्वरूप को जानना चाहता 
हूँ, जिसे जान लेने के बाद उससे कोई नहीं डरता |! 

दध्यड बोले --वत्स | मृत्यु से केवल शरीर भर बदलता है,श्रात्मा 
तो अजर, अमर और अविनाशी है| उसे कोई मार नहीं सकता । 
जिस तरह पुराने वस्र को छोड़ कर मनुष्य नया बस्र धारण करता है 
उसी तरह पुराने शरीर को छोड़ कर श्रात्मा भी नया शरीर धारण 
करता है। जिस तरह अच्छा दाम या श्रम लगाने पर अच्छा वस्त्र 
झ्ौर कम दाम या श्रम लगाने पर मामूली वस्त्र मिलता है उसी तरह 
अच्छे बुरे कर्मों के अ्रनुसार आत्मा को भी अच्छे और बुरे शरीर 
मिलते हैं ।? 

बढ़े भाई नासत्य ने हाथ जोड़ कर कह्द-- गुरुदेव | कुछ भी हो 
पर आपके इस शरीर से संसार का जितना कल्याण हो रहा है, उसे 
देखते हुए उसकी सब प्रकार से रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है !! 

दख बोले--गुरुदेव ! मुझे इन्द्र का बिल्कुल मय नहीं है, में उन्हें 
ग्रसफल कर दूँगा | आप निश्चिन्त रहें |? 

नासत्य उत्सुकता से दस की ओर ताकने लगे | दख ने कह[-- 
गुरुदेव | इम अलग किए गए. श्रंगों को जोड़ कर जीवित कर देने की 
विद्या जानते हैं| इसलिए एक कौशल करते हैं, जिससे न आपकी 
मृत्यु होगी ओर न हमें ब्रह्मविद्या से वंचित रहना पड़ेगा |? 

दध्यडः ने कहा--यह भल्ना किस प्रकार सम्मव होगा !! 

दख बोले--'गुरुदेव | हम एक घोड़ा लाते हैं ओर पहले उसका 
शिर धड़ से उतार लेते हैं| फिह श्रापका शिर उतार कर उस पर 
रख देते हैं हे उसका शिर आपके धड़ पर रख देते हैं| आप उसी 
घोड़े वाले शिर द्वारा इमें ब्रह्मविद्या का उपदेश करें | इस पर यदि 


अश्विनीकृमार और उनके गुरु दष्यडः १७७ 


इन्द्र आकर आपके घोड़े वाले शिर को काट देगा तो हम आप का 
शिर घोड़े पर से उतार कर आप को फ़िर जीवित कर देंगे और घोड़े 
के शिर से धोड़े को भी जीवित कर देंगे।न आप मरेंगे न घोड़ा 
मरेगा और न इन्द्र को ही बअह्महत्या का पाप लगेगा।! 

नासत्य चुपचाप अपने छोटे भाई की बातों को सुन कर मन ही 
मन प्रसन्न हो रहा था। दध्यछ को यह प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं हुई | 

< 2५ 

इस प्रकार दश्यड ने घोड़े के शिर से ब्रह्म विद्या का सम्पूर्ण उपदेश 
सम्पन्न कर अश्विनीकुमारों को पूर्ण ब्रह्मश्ानी बना दिया | श्रत उन्हें 
यज्ञ से वहिष्कृत करने की बात कोई नहीं उठा सकता था| इधर इन्द्र 
को अश्विनीकुमारों को दध्यड् द्वारा ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का जब 
समाचार मिला तब वह क्रुद् होकर अपनी राजधानो से दोड़ पड़े | 
और पहुँचते द्वी बिना कुछ पूँछे क्रर बज्र से उनके घोड़े वाले शिर को 
घड़ से काट कर अलग कर दिया। पर अश्विनीकुमारों ने अपनी 
संजीवनी विद्या द्वरा घोड़े के घड़ पर लगे हुए अपने गुरु के शिर को 
उतार कर उन्हें इन्द्र के सामने ही पुनः जीवित कर दिया और जमीन 
पर छुट्पटाते हुए घोड़े के शिर को उसके धड़ पर रख कर उसे भी 
नीवित कर दिया | 

देवराज इन्द्र ने चकित भीत नेत्रों से देखा कि महषि दश्यडः 
सुप्रसन्न सुख से उनकी ओर ताक रहे हैं और घोड़ा हिनहिनाता हुआ 
अपने पैर से जमीन कुरेद रद्दा है। वह बहुत लज्जित होकर शिर नीचे 
किए हुए चुपचाप अपनी राजधानी की ओर वापस लौट गये । दोनों 
अश्विनीकुमारों की बहुत दिनों की मनःकामना पूरी हुई ओर महर्षि 
दष्यडः को भी इससे बहुत सन्तोष हुश्रा | दो-चार दिन गुरु के आश्रम 
में रह कर अश्विनीकुमार जब अ्रन्तिम दीक्षा प्राप्त कर अपने घर वापस 
जाने की आशा मांगने लगे तो दष्यड़ ने सुप्रसन्न॒ मन से उन्हें विदा 

हर 


श्ष८ः उपनिषदों की कहानियाँ 


करते हुए कद्दा--'कुमार ! जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हों । सदा 
सत्य बोलना, धर्म का श्राचरण करना, स्वाध्याय से कभी विमुख 
मत द्दोना | जो कर्म निन्दारहित हैं, उन्हें ही करना, निन्दित कर्म 
कभी भूल कर भी न करना । बेटा ! छल, छिद्र, ईर्ष्या, देष से सदा 
आग की तरह बचते रहना--ये जलाने वाली वस्तुएँ हैं। परोपकार 
से सदा प्रीति बनाए रखना, इसके समान दूसरा कोई धम नहीं है | 
यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी भमरसक मित्र का भाव रखना, यही 
इस विद्या को प्राप्त करने का सुफल है। इन्हें कभी धोखे में भी मत 
भूलना ।! 

नासत्य और दख महृषि दध्यछ के इस उपदेशाम्त को अवद्वित 
चित्त से पान कर उनके चरणों पर अ्रन्तिम बार शिर रुका कर अपने 
आ।भ्रम के पथ पर अग्रसर हो गये | उस समय उनके निमल मानस में 
सन्‍्तोष और शान्ति की सुषमा छाई हुई थी। उनके निसगं प्रसन्न 
सुमन से वेर का कांटा निकल चुका था। अब उनकी बाहरी दृष्टि में 
चारों ओर इरी-भरी रृष्टि आनन्द समुद्र में निमज्जित हो रही थी और 
भीतरी दृष्टि में, हृदय के किसो श्रश्ञात कोने में भी कालिमा की कोई 
ज्ञीय रेखा नहीं दिखाई पड रही थी# | 


ऋ#लैत्तिरीय बआाह्यण, वृह॒दारण्यक और पुराणों से--- 


८ षदों 0 
उपनिषदों के चार अमर सन्देश 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्षिवोधत | चुरस्यधारा 
निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो बदन्ति ॥ 
भाइयों | उठो, जागो और अपने अ्रमीष्दों को प्राप्त करो, जब 
तक तुमको अपना अ्रन्तिम अ्भीष्ट न मिल जाय, कदापि न रुको 
अथवा इस विषय में श्रेष्ठ जनों के समीप जा कर उनके अनुभव प्राप्त 
करो। छुरे की तेज धार के समान जीवन के महान लक्ष्य का दु्गममार्ग 
श्रति कठिनाई से प्राप्त होता है, बड़े-बड़े विद्वानों, परिडतों एवं 
ऋषियों मुनियों तक ने यही बात कही है | 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येअस्य हृदि श्रिता:। 
अथ मत्योच्सतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
यदा सर्व प्रसियन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मव्योंजसमतो भवत्येतावद्नुशासनस ॥ 
जब मनुष्य के हृदय से चिरकाल के बसी हुई कामनाएँ छूट जाती 
हैं, तब वह अमरता को प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ तब उसे मृत्यु का मय 
नहीं रह जाता और इसी मत्येलोक में अथवा इसी मनुष्य योनि में वह 
शाश्वत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार जब हृदय से सारी 
सन्देह छल छिद्रादि की गाठें टूट जाती हैं , तब वह श्रमर हो जाता 
है। बस, इतना ही सभी शात्नों का निचोड़ है। 
सत्यं वद्‌ । धर्म चर । सत्याज्ञ प्रसदितिव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमद्तिब्यम । 
कुशल्ाज्न प्रमद्तिव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमद्ितिब्यस । स्वाध्यायप्रवचनाम्याँ 
न प्रमदितिग्यम ॥ 
मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचाये देवों भव। अतिथिदेवों 
भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराशि ।॥ 
यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराशि ॥ 
श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयाप्देयस । श्रिया देयम्‌ । द्विया देयम। 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ ॥ 
अथ यदि ते कमंविचिकित्सा वा वृत्तिविचिक्रित्सा वा स्थात्‌। 


र्ट्य७ उपनिषदों की कहानियाँ 


ये तन्न आह्य॒णा:समदर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकामा; स्थुः यथा 
ते तत्र वर्तेरन तथा ततन्न वर्तेथा:--एव आदेश: ॥ 

[प्राचौनकाल में शास्त्रीय शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद गुबजन 
अपने छात्रों को किस प्रकार उपदेश करते थे, इसे उक्त पंक्तियों में 
बताया गया है--] 

सदा सत्य बोलना । धर्म करना | कभी भूल कर भी रुत्य से बै- 
परवाही मत करना, धर्म से बे-परवाही मत करना | किसी की भलाई 
करने से अथवा कार्य में निपुणता प्राप्त करने से बे-परवाही मत करना। 
अपनी उन्नति की श्रोर कभी उपेक्षा मत करना। कभी पढ़ने श्रौर 
पढ़ाने से उपेक्षा मत करना | 

माँ को देवता मानना | पिता को देवता मानना। आरचाय को 
देवता मानना | अ्रतिथि को देवता मानना | जिनकी कोई कभी निन्‍्दा 
न कर सके, ऐसे कामों को करना, किसी ऐसे कामों को कभी मत 
करना जिनकी लोग निन्‍्दा करे। इमारे जो अच्छे काम कहे जाते हैं, 
जिनकी संसार में प्रशंठा होती है उन्हीं का श्रनुकरण तुम भो करना, 
किसी निन्दित वा अ्रप्रशंसित काम का श्रनुकरण कभी मत करना | 

जो कुछ किसी को देना उसे श्रद्धा से देना | तिना श्रद्धा के कभी 
कुछ भी मत देना । प्रसन्नता से देना। निम्नता से देना | डरते हुये 
की तरह देना, ऐंठ कर मत देना, प्रेम से देना। 

यदि जीवन में कभी किसी कार्य के बारे में तुम्हें सन्‍्देह हो, अथवा 
अपनी जीविका या व्यवहार में कभी कुछ सन्देह उठे तो ऐसी स्थिति 
में तुम्हारे समीप जो भ्रेष्ठ ब्ह्मतानी, सब को समान रूप से प्रेम करने 
वाला, अपने कर्मा में निरत रहने वाला, सदा सावधान एवं धर्म में 
मति रखने वाला हो उसकी शरण गहना | जिस प्रकार का कार्य वह 
करता ह्वो या ज्ञिस तरह की जीविका का ब्यवहार उसका हो उसी तरह 
तुम्हें भी करना चहिये। विमुर्ध नहीं होना चाहिए--यहाीं (मेरा) 
अन्तिम उपदेश है । 





